प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 20] 


भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 मई 2024--वैशाख 27, शक 1946 


विषय-सूची 


भाग 1.--(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, 
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, 


(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश 
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की 


अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट 


भाग 2.--स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं, 


भाग 3.--(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, 
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं, 
भाग 4.--(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, 
(3) dag में पुर:स्थापित विधेयक, 
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, 
(3) संसद्‌ के अधिनियम, 
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम. 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, AeA भवन, भोपाल 
भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2024 


क्र.ई-1-69-2024-5-एक.--श्री भास्कर लक्षकार, भाप्रसे ( 2010), 
प्रबंध संचालक, राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल, को अपने 
वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, 
अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास 
विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है. 


क्र. ई-5-576-आयएएस-लीव-5-एक.--डॉ. राजेश कुमार राजौरा, 
भाप्रसे (1990) उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं अपर 
मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा जल 
संसाधन विभाग (अतिरिक्त प्रभार) का दिनांक 8 से 19 अप्रैल 2024 


तक, बारह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता 
है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6, 7 एवं 20, 21 अप्रैल 2024 
के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है. 


(2) डॉ. राजेश कुमार राजौरा, को अवकाश अंबधि में उनका 
प्रभार श्री नीरज मण्डलोई, भाप्रसे (1993), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश 
शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों 
के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है. 


(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. राजेश कुमार राजौरा, को अस्थायी 
रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापनन उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास 
प्राधिकरण एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास 
विभाग तथा जल संसाधन विभाग (अतिरिक्त प्रभार) के पद पर पुनः 
पदस्थ किया जाता है. 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित--2024. 


2458 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024 


(4) डॉ. राजेश कुमार. राजौरा, उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास 
प्राधिकरण एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास 
विभाग तथा जल संसाधन विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) के कार्यभार ग्रहण 
करने पर श्री नीरज मण्डलोई, भाप्रसे, उक्त प्रभार से मुक्त होंगे. 


(5) अवकाशकाल में डॉ. राजेश कुमार राजौरा को अवकाश वेतन 
एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अबकाश पर जाने के पूर्व 
मिलता था. 


(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. राजेश कुमार राजौरा, 
अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. 


भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2024 


क्र. ई-5-764-आयएएस-लीव-5-एक.--(1) श्री विवेक कुमार 
पोरवाल, भाप्रसे (2000), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक 
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, 
मध्यप्रदेश, भोपाल तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल के 
दिनांक 6 से 22 मई 2024 तक, सत्रह दिन के एक्स-इंडिया अर्जित 
अवकाश (दिनांक 4, 5 एवं 23 मई 2024 के सार्वजनिक अवकाश 
को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है. 


(2) श्री विवेक कुमार पोरवाल, भाप्रसे (2000), की अवकाश 
अवधि में उनका प्रभार श्री अजीत कुमार, भाप्रसे (2002), सचिव, 
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा प्रबंध संचालक, दि-प्रोविडेंट 
इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, मुम्बई को अपने वर्तमान कर्तव्यों के 
साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है. 


(3) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक कुमार पोरवाल, भाप्रसे को 
अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्‍न प्रमुख सचिव, 
मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा 
आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा 
मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है. 


(4) अवकाशकाल में श्री विवेक कुमार पोरवाल, भाप्रसे को 
अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर 
जाने के पूर्व मिलता था. 


[ भाग 1 


(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक कुमार पोरवाल, 
भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
ata राणा, मुख्य सचिव. 


विधि और विधायी कार्य विभाग 


भोपाल, दिनांक 6 मई 2024 


फा. क्र. 1975-2024-इक्‍्कौस-ब( एक) .--राज्य शासन, उच्च 
न्यायालय Ht अनुशंसा पर मध्यप्रदेश Hera न्यायालय अधिनियम, 
1984 (1984 का सं. 66) कौ धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब 
न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा 
की न्यायिक अधिकारी कुमारी सरिता वाधवानी, प्रथम जिला एवं 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खातेगांव (देवास) को एतदद्वारा, प्रधान 
न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, देवास के पद पर पदभार ग्रहण करने 
को दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त 
करता है. 


उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश 
Heed न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा. 


भोपाल, दिनांक 8 मई 2024 
शुद्धि-पत्र 


क्र. 1922-इक्कीस-ब(एक) 2024.-मध्यप्रदेश राजपत्र 
(साधारण), भाग-एक, क्रमांक 17, दिनांक 26 अप्रैल, 2024 में ग्राम 
न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 के अंतर्गत 
प्रकाशित की गई विभागीय अधिसूचना फा. क्रमांक 1754-इक्कीस-ब 
(एक) -2024, दिनांक 18 अप्रैल 2024 में वर्णित क्रमांक 74 पर कॉलम 
संख्या 2 पर न्यायिक अधिकारी का नाम “श्री श्रीकिशन भूखारिया'! 
के स्थान पर शब्द “श्री श्रीकृष्ण बुखारिया”” पढ़ा जाए एवं अंग्रेजी 
संस्करण में सरल क्रमांक 68 के पश्चात्‌ निम्नानुसार कॉलम जोड़ा जाकर 
पढ़ा जाए ;-- 


74. Shri Shrikrishan Karera Shivpuri Karera Karera 
Bukhariya, 
Additional Judge 
to I* Civil 
Judge Senior 
Division. 


भाग 1 ] मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024 2459 


'फा. क्र. 1977-इकक्‍्कीस-ब- (एक) 2024.- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1-1-88-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 24 अक्टूबर 
2009, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, दिनांक 6 नवम्बर, 2009 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्‌:-- 


संशोधन 


उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 50 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌ निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित 
प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्‌:-- न्‍ 


सारणी 
क्र. सेशन न्यायाधीश / अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश स्थानीय क्षेत्र 
(1) (2) (3) 
Sa: ग्रथम जिला एवं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, आगर-मालवा आगर-मालवा. '', 


F. No. 1977-XXI-B (1)-2024.—In exercise of the powers conferred by sub- Section (1) of section 3 of the 
Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), the State Government, hereby, makes the following 
amendment in this department Notifications F. No.-1-1-88-XXI-B (1), dated 24 October, 2009, which was 
published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1 dated 6 November, 2009, namely:— 


AMENDMENT 


In the said notification, in the Schedule, after serial number 50 and entries relating thereto, the following 
serial number and entries relating thereto, shall be added, namely:— 


TABLE 
S. No. Sessions Judge / Additional Sessions Judge Local area 
(1) हे (2) (3) 
‘Sl. I District and Additional Sessions Judge, Agar-Malwa Agar-Malwa.”. 


भोपाल, दिनांक 8 मई 2024 


'फा. क्र. 1978-इक्‍्कौस-ब-(एक) 2024,--कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 (2016 का 4) की धारा 3 द्वार प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग 
में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना 
'फा. क्र. 17 (ई)-17-2016-इक्कीस-ब (एक) -2311/19, दिनांक 5 अप्रैल 2019 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1, दिनांक 17 मई 2019 में 
प्रकाशित की गई थी में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्‌:-- 

संशोधन 

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, व्यवहार न्यायाधीश स्तर के लिए, अनुक्रमांक 1 और 3 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित 

अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्‌:-- 


सारणी 
क्र. जिला न्यायिक अधिकारी का नाम 
(व्यवहार न्यायाधीश स्तर) 
(1) (2) (3) 
यह इन्दौर श्रीमती मिनी गुप्ता, ग्यारहवें व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, इन्दौर 


3 जबलपुर श्री tary सिंह, पच्चीसवें व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, जबलपुर. '”, 


2460 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024 [ भाग 1 


F. No. 1978--XXI-B (1)-2024.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of Commercial Courts, 
Act, 2015 (No. 4 of 2016), the State Government, with the concurrence of Hon’ble the Chief Justice of High 
Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in this department’s Notification 
No. 17(E)17-2016-XXI-B(1) 2311-2019, dated 5“ April 2019 which was published in the Madhya Pradesh Gazette 
Part-I, dated 17% May 2019, namely:— 
AMENDMENT 


In the said notification, in the Table, for Civil Judge Level, for serial number 1 and 3. and entries relating 
thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:— 


TABLE 
S. No. District Name of the Judicial Officers 
(Civil Judge Level) 
(1) (2) (3) 
281 |e Indore Smt. Mini Gupta, XI™ Civil Judge, Senior Division, Indore 
35 Jabalpur Shri Devrath Singh, XX'V" Civil Judge, Senior Division, 
Jabalpur.”. 


Hl. क्र. 1978-इक्कौस-ब-(एक) 2024.--कॉमर्शियल कोर्ट wae, 2015 (2016 का 4) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग 
में लाते हुए तथा कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 (2016 का 4) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा (2) के अधीन जारी इस विभाग की अधिसूचना 
'फा. क्र. 17 (ई) 17-2016-इक्कीस-ब (एक)-1888-19, दिनांक 2 अप्रैल, 2019, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, दिनांक 12 अप्रैल, 2019 
में प्रकाशित की गई थी, के आलोक में, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, उक्त 
अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन वाणिज्यिक एवं वित्तीय विवादों से संबंधित मामलों का निपटारा करने के लिए जिला न्यायाधीश 
स्तर के न्यायिक अधिकारी को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात्‌:-- 


सारणी 
अनु. क्र. जिला न्यायिक अधिकारी का नाम 
(जिला न्यायाधीश स्तर) 
(1) (2) (3) 
ou भोपाल श्री विवेक सक्सेना, अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल 
3. जबलपुर श्री अजय रमावत, चौबीसवें जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, जबलपुर 
4. ग्वालियर श्री श्याम सुन्दर झा, तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर. ''. 


F. No. 1978-XXI-B (1)-2024.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of Commercial Courts, 
Act, 2015 (No. 4 of 2016), and in light of this Department’s Notification F. No. 1708) 17-2016-(XXI-B (1) 
1888-2019 dated 2™ April, 2019, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 12th April, 
2019 issued under sub-section (1) and (2) of section 3 of the Commercial Court, Act, 2015 (4 of 2016), the State 
Government with the concurrence of Hon’ble the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, 
appoints the Judicial Officer of District Judge level to be a Judge, to deal with cases pertaining to Commercial 
and Financial Disputes under sub-sectin (3) of sectin 3 of the said Act, namely:— 


, TABLE 
S. No. District Name of the Judge 
(District Judge Level) 

(1) (2) (3) 

42 Bhopal Shri Vivek Saxena, VIII" District & Additional Sessions 
Judge, Bhopal. 

32 Jabalpur Shri Ajay Ramawat, XXIV" District & Additional Sessions Judge, 
Jabalpur. 

4. Gwalior Shri Shyam Sundar Jha, पाए District & Additional Sessions Judge, 


Gwalior.”. 


भाग 1 ] मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024 2461 


Hl. क्र. 1978-इक्कौस-ब-(एक) 2024.--कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 (2016 का 4) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग 
में लाते हुए, तथा उक्त अधिनियम की धारा 3 क के अधीन जारी इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17(ई)-17-2016-इक्कीस-ब (एक)- 
1888-2019, दिनांक 2 अप्रैल, 2019 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, दिनांक 12 अप्रैल 2019 में प्रकाशित की गई थी, के आलोक में, राज्य 
शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से एतद्द्वारा, वाणिज्यिक एवं वित्तीय विवादों से संबंधित मामलों 
का निपटारा करने के लिए जिला न्यायाधीश स्तर के न्यायिक अधिकारी को वाणिज्यिक अपील न्यायालय के न्यायाधीश रूप में पदाभिहित करता 


है, अर्थात्‌ :-- 


सारणी 
अनु. क्र. जिला न्यायिक अधिकारी का नाम 
(जिला न्यायाधीश स्तर) 
(1) (2) (3) 
2528 भोपाल श्री विवेक सक्सेना, अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल 
3. जबलपुर श्री अजय रमावत, चौबीसवें जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, जबलपुर 
4. ग्वालियर श्री श्याम सुन्दर झा, तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर. '!. 


F. No. 1978-XXI-B (1)-2024.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commercial Courts, 
Act, 2015 (4 of 2016) and in light of this department’s Notification F. No. 17(E)-17-2016-XXI-B(1)-1888-2019 
dated 2" April, 2019 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 12" April, 2019 issued 
under section 3-A of the said Act, the State Government, with the concurrence of Hon’ble the Chief Justice of the 
High Court of Madhya Pradesh hereby designate the Judicial Officer at District Judge level to be a Judge of 
Commercial Appellate Court, to deal with cases pertaining to Commercial and Financial Disputes, namely :— 


TABLE 
S. No. District Name of the Judge 
(District Judge Level) 
(1) (2) (3) 
४2 Bhopal Shri Vivek Saxena, VII" District & Additional Sessions 
Judge, Bhopal. 
3: Jabalpur Shri Ajay Ramawat, XXIV" District & Additional Sessions 
Judge, Jabalpur. 
4. Gwalior Shri Shyam Sundar Jha, III" District & Additional Sessions 


Judge, Gwalior.”. 


'फा. क्र. 1980-इक्कौस-ब-(एक) 2024.--विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई) 83- 
03-इक्कौस-ब(एक)-5846-2018, दिनांक 7 दिसम्बर 2018, जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 21 दिसम्बर 2018 में प्रकाशित 
कौ गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्‌:-- 
संशोधन 
उक्त अधिसूचना में, सारणी में (1) अनुक्रमांक 102 तथा 103 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा 
उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्‌:-- 


सारणी 
ayaa. = सिविल जिले का नाम विशेष न्यायालय का विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय 
नाम अधिकारिता (विद्युत्‌ क्षेत्र के अनुसार) 
(1) (2) (3) (4) 
“902. शहडोल अतिरिक्त सेशन सिविल जिला शहडोल का समस्त विद्युत 


न्यायाधीश, शहडोल क्षेत्र (अनुक्रमांक 103, 103-क एवं 103-ख 
पर दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता को छोड़कर). 


2462 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024 [ भाग 1 


(1) (2) (3) (4) 
103. शहडोल अतिरिक्त सेशन ब्यौहारी का विद्युत्‌ क्षेत्र, 
न्यायाधीश, ब्यौहारी 


(2) अनुक्रमांक 103 के पश्चात्‌ निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्‌ :-- 


सारणी 
अनुक्रमांक सिविल जिले का नाम विशेष न्यायालय का विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय 
नाम अधिकारिता (विद्युत क्षेत्र के अनुसार) 
(1) (2) (3) (4) 
103-5 शहडोल अतिरिक्त सेशन Fer का विद्युत क्षेत्र, 
न्यायाधीश, बुढ़ार 
103-ख शहडोल अतिरिक्त सेशन जयसिंहनगर का विद्युत क्षेत्र. ''. 


न्यायाधीश, जयसिंहनगर. 


F. No. 1980-XXI-B (One)-2024.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of 
the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government with the concurrence of the High Court of 
Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in this Department’s Notification F. No. 17 
(E)83-03-XXI-B(1)-5846-2018 dated 7” December, 2018, which was published in the Madhya Pradesh Gazette 
Part-1 dated 21५ December 2018, namely :— 


AMENDMENTS 


In the said Notification, in the Table (1) for serial number 102 and 103 and entries relating thereto, the 
following serial numbers and entries relating therto shall be substituted, namely :-- 


TABLE 
S. No. Name of Name of Special Territorial jurisdiction of the 
Civil District Court Special Court (According to 
Electricity Area) 
(1) (2) (3) (4) 
“102. Shahdol Additional Sessions All Electricity Area of Civil District 
Judge, Shahdol Shahdol (Excluding the territorial 
jurisdiction given at serial no. 
103, 103-A and 103-B) 
103 Shahdol Additional Sessions Electricity Area of Beohari.”. 


Judge, Beohari 


(2) after serial number 103, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, 
namely :— 


“103-A. Shahdol Additional Sessions Electricity Area of Burhar 
Judge, Burhar 


103-B. Shahdol Additional Sessions Electricity Area of Jaisinghnagar.”. 
Judge, Jaisinghnagar 


भाग 1 ] मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024 2463 


क्र. 1981-इक्कीस-ब-( एक) .--राज्य शासन एतदद्वारा, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर के .आदेश क्र. 397-गोपनीय-2024-दो- 
2-9-97, दिनांक 3 अप्रैल 2024 द्वारा मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों को निम्नानुसार प्रतिनियुक्ति के आधार 
पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक पदस्थ किये जाने संबंधी आदेश की कार्योत्तर eat प्रदान 
करता है :-- 


क्र. नाम 'पदस्थापना 

(1) (2) (3) 

1. श्री सिद्धार्थ तिवारी, पांचवें जिला एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सतना. मंदसौर के रिक्त स्थान पर. 

2... श्री राजीव राव गौतम, द्वितीय जिला एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायसेन. रायसेन के रिक्त स्थान पर. ; 

3. श्रीमती आरती शर्मा, तेरहवें जिला एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर. भोपाल के रिक्त स्थान पर. 

4. श्रीमती शशि सिंह, प्रथम जिला एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, डॉ. अम्बेडकर नगर, नर्मदापुरम के रिक्त स्थान पर. 
इन्दौर, 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
ओ.पी. रघुबंशी, सचिव. 


महिला एवं बाल विकास विभाग 
मंत्रालय, वललभ भवन, भोपाल 


भोपाल, दिनांक 14 मई 2024 


क्र. 943-2023964-2024-पचास-2.--किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 4 की उपधारा 
(1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट 
किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने 
तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित 
करता है, अर्थात्‌ :-- 


अनुसूची 
क्र. 'किशोर न्याय बोर्ड जिले का नाम प्रधान मजिस्ट्रेट 
और उसका मुख्यालय का नाम एवं पदनाम 
(1) (2) (3) (4) 
1 हरदा हरदा श्रीमती चेतना रूसिया, IMFC 
2 शाजापुर शाजापुर डॉ. स्वाति चौहान, IMFC 
3 श्योपुर श्योपुर श्रीमती बबिता होरा शर्मा, IMFC 


No. 943-2023964-24-L-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the 
Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015, the State Government hereby designates Judicial 
Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as 
specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose 
of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :-— 


2464 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024 [ भाग 1 


SCHEDULE 
S. No. Name of the Juvenile Justice | Name of the District Name of the Principal 
Board & its Head Quarter Magistrate & Designation 
(1) (2) (3) (4) 
1 Harda Harda Smt. Chetna Rusia, JMFC 
2 Shajapur Shajapur Dr. Swati Chouhan, JMFC 
3 Sheopur Sheopur Smt.Babita Hora Sharma, JMFC 
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
संजय कुमार शुक्ला, प्रमुख सचिव. 
श्रम विभाग 


मंत्रालय, ACA भवन, भोपाल 
भोपाल, दिनांक 13 मई 2024 


क्र. 566-एफ 1 (ए) 06-2016-ए-सोलह.--औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7 की उपधारा (2) 
सह-पठित मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन्‌ 1960) की धारा 8 की उपधारा (2) एवं कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 
1923 की धारा 20 की STMT (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर नीचे 


दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी 
के रूप में नियुक्त करती है :-- 


स. क्र. न्यायिक अधिकारी का नाम श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी 
(1) (2) (3) 
1 सुश्री संजना सरल पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, क्रमांक 2, भोपाल 
2 कु. पुनीता चौहान पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, इन्दौर 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
‘dite pan सिंह, उपसचिव. 


विभाग प्रमुखों के आदेश 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश 


हरदा, दिनांक 22 मार्च 2024 
संशोधित अधिसूचना 


क्र. 4490-स्थापना-2024.--मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-2-1999- 
एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित प्रावधान अनुसार सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 की कंडिका चार के नियम 8 के अनुसार 


जिला हरदा में वर्ष 2024 के लिये कार्यालयीन अधिसूचना क्रमांक 286-87-स्थापना-2024, हरदा, दिनांक 3 जनवरी 2024 से स्थानीय अवकाश 
घोषित किये गये हैं. 


उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन किया जाकर 1 नवम्बर 2024 शुक्रवार, दीपावली का दूसरा दिन का अवकाश निरस्त करते हुए, 
दिनांक 30 मार्च 2024 (शनिवार) को रंगपंचमी का स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है. 


उपर्युक्त स्थानीय अवकाश बैंकों / कोषालयों / उपकोषालयों पर लागू नहीं होगा. 


आदित्य सिंह, कलेक्टर. 


भाग 1] मध्यप्रदेश wea, दिनांक 17 मई 2024 2465 


राज्य शासन के आदेश 
राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग 


डिण्डौरी, दिनांक 30 अप्रैल 2024 


क्र. भू-अर्जन-02 (अ-82) 2023-24-641.--चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता हैं कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने 
(1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 
अथवा आवश्यकता पड़ने को संभावना है. अत: भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, 
इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का 
प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन अधिनियम की धारा 12 के सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील ग्राम एवं भूमि का लगभग तहतू प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
प. ह. नं. क्षेत्रफल (हे. में) 
(1)... (2) (3) (4) (5) (6) 
डिण्डौरी बजाग मूसामुंडी रैयत 34.520 कार्यपालन यंत्री, नर्मद्रा विकास अपर नर्मदा परियोजना हेतु 
प.ह.नं. 203 संभाग क्र. 1, जिला डिण्डौरी. 


कुल . . 34.520 
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है--अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु. 


(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट 
www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है. 


(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग 
क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है. 


क्र. भू-अर्जन-05 (अ-82) 2023-24-642.--चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने 
(1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 
अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, 
इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का 
प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन अधिनियम की धारा 12 के सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील ग्राम एवं भूमि का लगभग Wed प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
प. ह. नं. क्षेत्रफल (हे. में) 
(1). (2) (3) (4) (5) (6) 
डिण्डीरी बजाग पिपरखुटा रैयत 2.020 कार्यपालन dal, नर्मदा विकास अपर नर्मदा परियोजना हेतु 
प.ह.नं. 211 संभाग क्र. 1, जिला डिण्डौरी. 


कुल . . 2.020 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है--अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु. 

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट 
www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है. 

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यलिय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग 
क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है. 


2466 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024 [भाग 1 


क्र. भू-अर्जन-01 (अ-82) 2023-24-643.--चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने 
(1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 
अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, 
इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का 
प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन अधिनियम की धारा 12 के सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील ग्राम एवं भूमि का लगभग तहतू प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
प. ह. नं. क्षेत्रफल (हे. में) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
डिण्डौरी बजाग चूनपथरी 84.800 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास अपर नर्मदा परियोजना हेतु 
Wee. 202 संभाग क्र. 1, जिला डिण्डौरी. 


कुल . . 84.800 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है--अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु. 


(3) अर्जित को जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट 
www.dindorinic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है. 


(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग 
क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है. 


क्र. भू-अर्जन-04 (अ-82) 2023-24-644.--चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने 
(1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 
अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत; भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, 
इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का 
प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन अधिनियम की धारा 12 के सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील ग्राम एवं भूमि का लगभग aed प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
ata क्षेत्रफल (हे. में) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
डिण्डौरी बजाग पाटनगढ़ रैयत 98.101 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास अपर नर्मदा परियोजना हेतु 
Gea. 209 संभाग क्र. 1, जिला डिण्डौरी. 


कुल . . 98.101 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है--अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु. 


(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट 
www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenuenic.in पर देखी जा सकती है. 


(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग 
क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है. 


भाग 1] मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024 2467 


क्र. भू-अर्जन-03 (अ-82) 2023-24-645.--चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने 
(1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 
अथवा आवश्यकता पड़ने कौ संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, 
इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का 
प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है;-- | 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन अधिनियम की धारा 12 के सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील ग्राम एवं भूमि का लगभग तहतू प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
प. ह. नं. क्षेत्रफल (हे. में) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
डिण्डीरी बजाग मानिकपुर रैयत 8.880 कार्यपालन dat, नर्मदा विंकास अपर नर्मदा परियोजना हेतु 
प.ह.नं. 207 संभाग क्र. 1, जिला डिण्डौरी. 


कुल . .. 8.880 
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है--अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु. 


(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट 
www.dindorinic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है. 


(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी CL) बजाम या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग 
क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है. 


क्र. भू-अर्जन-15 (अ-82) 2023-24-646.--चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने 
(1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 
अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति कों इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, 
इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का 
प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची । 
भूमि का वर्णन अधिनियम को धारा 12 के सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील ग्राम एवं भूमि का लगभग तहत प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 


प. ह. नं. क्षेत्रफल (हे. में) 
(७10 (2) (3) (4) : (5) (6) 


डिण्डौरी बजाग बम्हनी ath 28.125 कार्यपालन at, नर्मदा विकास अपर नर्मदा परियोजना हेतु 
धवाडोंगरी संभाग क्र. 1, जिला डिण्डौरी. 
WE. 204 
कुल . . 28,125 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है--अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु. 


(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन को जानकारी वेबसाईट 
www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है 


(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग 
क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है. 


2468 *€ मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024 [भाग 1 


क्र. भू-अर्जन-06 (अ-82) 2023-24-647.--चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने 
(1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 
अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, 
इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का 
प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन अधिनियम की धारा 12 के सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील ग्राम एवं भूमि का लगभग तहत प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
प. ह. नं. क्षेत्रफल (हे. में) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
डिण्डौरी बजाग रूसा रैयत 32.340 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास अपर नर्मदा परियोजना हेतु 
WEA. 226 संभाग क्र. 1, जिला डिण्डौरी. 


कुल . . 32.340 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है--अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु. 


(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन कौ जानकारी वेबसाईट 
www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है. 


(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग 
क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है. 


क्र. भू-अर्जन-16 (अ-82) 2023-24-648.--चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने 
(1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 
अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति कों इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, 
इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि-के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का 
प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन अधिनियम की धारा 12 के सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील ग्राम एवं भूमि का लगभग aed प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
प. ह. नं. क्षेत्रफल (हे. में) , 
@) (2) (3) (4) (5) (6) 
feet बजाग शोभापुर माल 25.813 कार्यपालन यंत्री, .नर्मदा विकास अपर नर्मदा परियोजना हेतु 
WEA. 198 संभाग क्र. 1, जिला डिण्डौरी. 


कुल , , 25,813 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है--अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु. 


(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट 
www.dindorinic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है. 


(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग 
क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है. 


भाग 1] मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024 2469 


क्र. भू-अर्जन-07 (अ-82) 2023-24-649.--चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने 
(1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 
अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, 
इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का 
प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन अधिनियम की धारा 12 के सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील ग्राम एवं भूमि का लगभग aed प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
Tet क्षेत्रफल (हे. में) 
6). (2) (3) (4) (5) (6) 
डिण्डौरी बजाग पथरकुचा रैयत 112.707 कार्यपालन at, नर्मदा विकास अपर नर्मदा परियोजना हेतु 
WEA. 207 संभाग क्र. 1, जिला डिण्डौरी. 


कुल . .112.707 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है--अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु. 


(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट 
www.dindorinic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल को वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है. 


(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग 
क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है. 


क्र. भू-अर्जन-17 (अ-82) 2023-24-650.--चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने 
(1) से (4) में वर्णित भूमि कौ, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 
अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, 
इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उललेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का 
प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन अधिनियम की धारा 12 के सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील ग्राम एवं भूमि का लगभग तहतू प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
प. ह. नं. क्षेत्रफल (हे. में) 
(We 20207 <= 130 (4) - (5) (6) 
डिण्डौरी बजाग गोरखपुर रैयत 5.906 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास अपर नर्मदा परियोजना हेतु 
प.ह.नं. 205 संभाग क्र. 1, जिला डिण्डौरी. 


कुल . . 5.906 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है--अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु. 


(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट 
www.dindorinic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in प्र देखी जा सकती है. 


(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग 
क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है. हु 


2470 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024 [भाग 1 


क्र. भू-अर्जन-08 (अ-82) 2023-24-651.--चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने 
(1) से (4) में वर्णित भूमि at, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 
अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, 
इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उललेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का 
प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन अधिनियम को धारा 12 के सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील ग्राम एवं भूमि का लगभग तहत प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
Ue नं. क्षेत्रफल (हे. में) 
@) (2) (3) (4) (5) (6) 
डिण्डौरी बजाग शोभापुर माल 134.945 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास अपर नर्मदा परियोजना हेतु 
Wed. 198 संभाग क्र. 1, जिला डिण्डौरी. 


कुल . . 134.945 
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है--अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु. 


(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट 
www.dindorinic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है. 


(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग 
क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है. 


क्र. भू-अर्जन-09 (अ-82) 2023-24-652.--चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने 
(1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 
अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, 
इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का 
प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन अधिनियम की धारा 12 के सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील ग्राम एवं भूमि का लगभग तहतू प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
प. ह. नं. क्षेत्रफल (हे. में) 
(1)... (2) (3) (4) (5) (6) 
fest बजाग 'पकरी रैयत 20.080 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास अपर नर्मदा परियोजना हेतु 
Wed. 227 संभाग क्र. 1, जिला डिण्डौरी. 


कुल . . 20.080 
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है--अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु. 


(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट 
www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है. 

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग 
क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है. 


भाग 1] मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024 2471 


क्र. भू-अर्जन-18 (अ-82) 2023-24-653.--चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होतां है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने 
(1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 
अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, 
इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को saa भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का 
प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-- 


है अनुसूची 
भूमि का वर्णन अधिनियम कौ धारा 12 के सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील ग्राम एवं भूमि का लगभग तहत प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
प. ह. नं. क्षेत्रफल (हे. में) रे 
(105 ७ (2) (3) (4) (5) (6) 
डिण्डौरी बजाग 'परसवाह 141.607 कार्यपालन dat, नर्मदा विकास अपर नर्मदा परियोजना हेतु 
Wea. 200 संभाग क्र. 1, जिला डिण्डौरी. 


कुल . .141.607 
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है--अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु. 


(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट 
www.dindorinic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenve.nic.in पर देखी जा सकती है. 


(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग 
क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है. 


क्र. भू-अर्जन-10 (अ-82) 2023-24-654.--चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने 
(1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 
अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित ग्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 की धारा 11 कौ उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, 
इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का 
प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन अधिनियम at धारा 12 के सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील ग्राम एवं भूमि का लगभग तहत्‌ प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
प. ह. नं. क्षेत्रफल (हें. में) 
(1)... (2) (3) (4) (5) (6) 
डिण्डौरी बजाग गोरखपुर माल 33.355 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास अपर नर्मदा परियोजना हेतु 
Wet. 205 संभाग क्र. 1, जिला डिण्डौरी. 


कुल . . 33.355 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है--अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु. 


(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट 
www.dindorinic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है. 


(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग 
क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है. 


2472 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024 (भाग 1 


क्र. भू-अर्जन-19 (अ-82) 2023-24-655,--चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने 
(1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 
अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 कौ धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, 
इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में vedas अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का 
प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन अधिनियम की धारा 12 के सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील ग्राम एवं भूमि का लगभग तहत्‌ प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
प. ह. नं. क्षेत्रफल (हे. में) 
(1)... (2) (3) (4) (5) (6) 
डिण्डौरी बजाग पाटनगढ़ माल 37.125 कार्यपालन dat, नर्मदा विकास अपर नर्मदा परियोजना हेतु 
WE. 209 संभाग क्र. 1, जिला डिण्डौरी. 


कुल . .. 37.25 
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है--अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु. 


(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट 
www.dindorinic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है. 


(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग 
क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है. 


क्र. भू-अर्जन-11 (अ-82) 2023-24-656.--चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने 
(1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 
अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के sade के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, 
इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का 
प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन अधिनियम की धारा 12 के सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील ग्राम एवं भूमि का लगभग तहत प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
Lea क्षेत्रफल (हे. में) 
(100 (2) (3) (4) (5) (6) 
डिण्डौरी wm भलखोहा रैयत 12.030 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास अपर नर्मदा यरियोजना हेतु 
WE. 210 संभाग क्र. 1, जिला डिण्डौरी. 


कुल . . 12.030 - 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है--अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु. 


(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन कौ जानकारी वेबसाईट 
www.dindorinic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है. 


(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग 
क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है. 


भाग 1] मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024 2473 


क्र. भू-अर्जन-12 (अ-82) 2023-24-657.--चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने 
(1) से (4) में वर्णित भूमि at, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 
अथवा आवश्यकंता पड़ने कौ संभावना है. अत: भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, 
इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उललेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का 
प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन अधिनियम की धारा 12 के सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील ग्राम एवं भूमि का लगभग तहत्‌ प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
प. ह. नं. क्षेत्रफल (हे. में) 
@) Q) (3) (4) (5) (6) 
डिण्डौरी बजाग पथरकुचा माल 206.543 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास अपर नर्मदा परियोजना हेतु 
प.ह.नं. 201 संभाग क्र. 1, जिला डिण्डौरी. 


कुल . . 206.543 
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है--अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु. 


(3) अर्जित कौ जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट 
www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है. 


(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग 
क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है. 


क्र. भू-अर्जन-20 (अ-82) 2023-24-658.--चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने 
(1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 
अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, 
इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का 
प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-- x 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन अधिनियम को धारा 12 के सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील ग्राम एवं भूमि का लगभग तहत प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
Tea क्षेत्रफल (हे. में) 
(10 (2) (3) (4) (5) (6) 
डिण्डौरी बजाग सुनपुरी रैयत 33.610 कार्यपांलन यंत्री, नर्मदा विकास अपर नर्मदा परियोजना हेतु 
Wt. 209 संभाग क्र, 1, जिला डिण्डौरी. 


कुल . . 33.610 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है--अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु. 


(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन कौ जानकारी वेबसाईट 
www.dindorinic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenuenic.in पर देखी जा सकती है. 


(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग 
क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है. 


2474 मध्यप्रदेश usa, दिनांक 17 मई 2024 [भाग 1 


क्र. भू-अर्जन-13 (अ-82) 2023-24-659.--चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने 
(1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 
अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, 
इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का 
प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन अधिनियम की धारा 12 के सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील ग्राम एवं भूमि का लगभग तहत प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
Led क्षेत्रफल (हे. में) 
(1)... (2) (3) (4) * (5) (6) 
डिण्डौरी बजाग मूसामुंडी माल 6.512 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास अपर नर्मदा परियोजना हेतु 
Wea. 203 संभाग क्र. 1, जिला डिण्डौरी. 


कुल... ७.52 
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है--अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु. 


(3) अर्जित को जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट 
www.dindorinic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल at वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है. 


(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग 
क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है. 


क्र. भू-अर्जन-14 (अ-82) 2023-24-660.--चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने 
(1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 
अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, 
इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का 
प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन अधिनियम को धारा 12 के सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील ग्राम एवं भूमि का लगभग Ted प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
Tea क्षेत्रफल (हे. में) 
(1). (2) (3) (4) (5) (6) 
fact बजाग रहंगी रैयत 18.750 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास अपर नर्मदा परियोजना हेतु 
WEA. 226 संभाग क्र. 1, जिला डिण्डौरी. 


Ha. . 18.750 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है--अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु. 

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट 
www.dindorinic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है. 

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग 
क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
विकास मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव. 


भाग 1] मध्यप्रदेश uss, दिनांक 17 मई 2024 2475 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग 


पन्‍ना, दिनांक 6 मई 2024 


प्र. क्र. 00-अ-82-वर्ष 2024-2025.--चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) 
में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 
सन्‌ 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती 
है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों 
को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-- ; 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/भग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हे. में) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
पन्ना FT लक्ष्मीपुर निजी भूमि रकबा कार्यपालन यंत्री, लोक पन्‍ना-पहाड़ीखेरा मार्ग 
1.8687 हे. एवं निर्माण विभाग (भ / स), लम्बाई 38.65 कि. मी. के 
शासकीय भूमि रकबा संभाग पन्ना. निर्माण के भूमि अर्जन हेतु 
0.000 हे. कुल धारा 11 का प्रकाशन, 
रकबा 1.8687 हें. ग्राम लक्ष्मीपुर, तहसील व 
अनुभाग TT, धारा 11 का 
प्रकाशन हेतु. 


(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ / a), संभाग wT के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
सुरेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश 
राजगढ़, दिनांक 14 मई 2024 


प्र. क्र. 045-अ-82-2022-2023.--राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरांत पाया गया है कि नीचे दी गई अनुसूची 
के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है इस आशय की धारा 19 की अधिसूचना 
का प्रकाशन मध्यप्रदेश UT, भाग-1 में दिनांक 25 नवम्बर 2022 को कराया गया था. विधान सभा निर्वाचन वर्ष 2023 के चलते राजस्व 
एवं विभागीय अमलों की निर्वाचन कार्यो की प्राथमिकता एवं अन्य परिहार्य कारणों के कारण 1 वर्ष की नियमित अवधि में अवार्ड पारित 
नहीं किया जा सका है. 


अतः भू-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार 
इसके द्वारा ae व्यक्तियों को इस आशय को सूचना दी जाती है कि राज्य शासन अवार्ड पारित किये जाने कौ समय सीमा में एक वर्ष की 
वृद्धि करता है :-- 


अनुसूची (1) 
भूमि का वर्णन सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ग्राम क्षेत्रफल का वर्णन 
(हे. में) 
(1) (2) (3) (4) (5) 
राजगढ़ खिलचीपुर बीजपडी 0.538 पीपल्याकुमार तालाब सिंचाई परियोजना 
राजगढ़ खिलचीपुर चमारी 4.015 के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि हेतु 


अर्जन. 


कुल योग . ._4.553 


(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर-जीरापुर के 
कार्यालय में किया जा सकता है. 
हर्ष दीक्षित, कलेक्टर. 


2476 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024 [भाग 1 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग 
सीहोर, दिनांक 3 मई 2024 


प्रकरण क्रमांक 0001 / अ--82// 2024-25 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न 
सूची खाने (3) में वर्णित भूमि,/मकान एवं खाने 6) मे उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये 
आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की सम्भावना है। 
अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 
2013 (@ 30 सन्‌ 2013) की धारा-11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना 
दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची-1 के खाने (4) में उललेखित को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियो का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। 


= 
vi 


हैक भूमि स्वामी का नाम,// पिता का नाम 


गब्बर जाटव ना.बा. पिता कैलाश जाटव सरंक्षक बुआ 4/4 
नानीबाई पुत्री लालजीराम जाति चमार निवासी रावतखेडा 


अहस्तांतरणीय 


भूमि/ मकानों का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
हेक्टेयर / वर्ग 
मीटर 


धारा--12 हेतु अधिकृत अधिकारी सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन 


aft - 1.738 @. 
» मकान- 507. 
24 वर्गमीटर 


पार्वती परियोजना बांध निर्माण से डूब 


कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नरसिंहगढ़ प्रभावित हेतु भू-अर्जन 


मूल भूमि स्वामी का 
नाम,/ पिता का नाम 


भवन का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी 
द्वारा भवन स्वामी को भवन बनाने की 
सहमति क॑ आधार पर भवन स्वामी के 
पक्ष में आया है। 


सिंह जाति राजपुत पता 
श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश 


भाग 1] मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024 2477 


सिंह : लखनसिंह (TTT स्वामित्व मूल भूमि स्वामी 
राजेन्द्र सिंह पुत्र अर्जन लखनसिंह द्वारा भवन स्वामी को भवन बनाने की 


sles iia Bist सहमति के आधार पर भवन स्वामी के 
पु पक्ष में आया है। 


ग्राम आबादी में | 


सिंह[ 7 का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी 
द्वारा भवन स्वामी को भवन बनाने की 
सहमति के आघार पर भवन स्वामी के 
पक्ष में आया है। 


नेपाल सिंह 
बलराम 


शासकीय मध्यप्रदेश शासन 


aan ग्राम आबादी में | 


पिता 
सिंह 


शिवपाल सिंह 
पिता मांगीलाल 


gt) | ¢ 
a > 4 


ग्राम आबादी में | 


'मवन का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी 
प्रेमनारायन [द्वारा भवन स्वामी को भवन बनाने की 
पिता पन्‍नालाल [सहमति के आधार पर भवन स्वामी के 
पक्ष में आया है। 


4 


1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर 
ज़िला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है। ; 


2. प्रकरण के प्रकाशन उपरांत धारा-15 अंतर्गत विहित 60 दिवस के भीतर किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है| 


2478 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024 [भाग 1 


wah 0002/अ-82// 2023-24 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची खाने (3) में वर्णित भूमि 
एवं खाने (3) में वर्णित परिसंपत्ति की अनुसूची के खाने (5) मे उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 
आवश्यकता पडने की सम्मावना है। 

अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन्‌ 
2013) की धारा-11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके 
द्वारा अनुसूची-1 के खाने (4) में उल्लेखित को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियो का प्रयोग करने के लिये 
प्राधिकृत करता है। 


लगभग क्षेत्रफल 
हेक्टेयर / वर्ग 
मीटर 


भूमि - 5.813 हैं. कार्यपालन यंत्री जले 
,श्यामपुर,/“महुआखेडी | परिसंपत्ति - संसाधन संमाग नरसिंहगढ़ 
511.64 Galt, 


— अनुसूची - 2 :- 


नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम सर्वे नंबर | कुल जि 
wal 
(Fish) हे. | (निजी) हें. 
गें में 


ee Ee Sr | ee उ-- 


iA pA al AS SU पाल राम क लीबाई 1ईरिखाबा बेवा 
गोपाल puso fe जाति ग्राम स्वामी सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी 65/1 | 1311 | 0.700 


[कलीबाई पिता हजारी 
eet po eee rau जाति बलाई पता महुआखेड़ी श्यामपुर SiN प्रदेश 


कंचनसिंह फूलसिंह रंगलाल पिता मुंशीलाल भबूडी बाई युत्री मुंशीलाल जाति 


ज og coat er जाति wr 
सरजूबाईरासुमबाईशां| pola BA जगन्नाथ जाति गुर्जर हिस्सा 1/2 पता 
निवासी ग्राम भूमि स्वामी Seen पुर्जर हिस्सा 1/२ 


भाग 1] मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024 2479 


निजी भूमि पर स्थित परिसंपत्ति 


मूल भूमि स्वामी का मकान नं. का क्षेत्रफल नाम कृषक, पिता का नाम, 
नाम /पिता का चाम प्रकार wit | तर्गमी, जाति ग्राम 


भंवर arg पुत्री मंगल 
ईंट की दीवार 
स्वामी 
हनुमान मंदिर 
ऐ ple pee ee 
सरजन सिंह , प्रीतम सिंह पिता 
61/6, 103/61/6 न | 2420 | 430 | ७.0 | 383.18 |अमर सिंह रामनिवास पिता 
— रायसिंह जाति तंवर ग्राम 
हनुमान मंदिर 
सफल | २४० | »० | 


पर bi bee 


। : ‘Ht rs 


जाति यूजर ग्राम महुआखेड़ी 

प्रवका बता तरा हिरिओम पिता भगवत सिंह 
mg ‘ Bae i. a ie 
| * | tae Ee Ba 


राकेश पिता सूरज सिंह जाति 
गूजर ग्राम महुआखेड़ी 


पक्का चबूतरा का 


दीप सिंह पिता गणपत सिंह 
जाति गूजर ग्राम महुआखेड़ी 


मुंशीलाल जाति गूजर 
हिस्सा 1/2 
सर्जनसिंहकनीरामबाबूला 


जगन्नाथ जाति गुर्जर 
हिस्सा 1,/2 पता 
निवासी ग्राम भूमि स्वामी 


[हरिओम पुत्र भगवतसिंह 
जाति गुजर पता 


बाबूलाल पुत्र जगन्नाथ 


जाति गूजर पता सीहोर बाबूलाल पिता जगन्नाथ जाति 


गूजर ग्राम महुआखेड़ी 


248000 ee oT, दिनांक 7 मई 2224... [भग।1_ 


सम्पत बाई पति हीरलाल 


18/2 | पक्‍का चबूतरा | | | | जाति गूजर ग्राम महुआखेड़ी 


wa 


पक्का चबूतरा छतरी का 
स्वामित्व मूल भूमि स्वामी 
28/1 hed ad 12.25 ai he eee जाति हारा भवन स्वामी को 
भवन बनाने की सहमति 
के आधार पर भवन 
भजन सिह पिता मांगीलाल 


a * eee fe 5 
फतेह सिंह पिता मोतीलाल.  कका पानी टेंक का 
a 16.97 जाति गूजर ग्राम महुआखेड़ी त्व मूल भूमि स्वामी 
विजय ne द्वारा भवन स्वामी को 
'फतेहसिंह जाति गूर्जर 93/2/1 पक्का पानी टेंक पवका पानी का टेंक 
पता सीहोर मध्य प्रदेश बनाने की सहमति के 
आधार पर भवन र्वाभी 
फे पक्ष में आया है। 


भूली बाई पति सरजन सिंह 
जाति गूजर ग्राम महुआखेड़ी 


OT ना. वा. आ. 

कालूराम जाति गूजर 
भूरा Uae चबूतरा 
कह बनेसिंह 46/2 छतरी 

पता निवासी ग्राम भूमि 

स्वामी 


भाग 1] मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024 2481 


अमरसिंह पुत्र भवरजी Rte 
जाति गुजर Ter gare सिंह पिता चेन Rie जाति 
OS तिंवरग्राम महुआखेड़ी 


सिंह पिता है जाति 


पक्का चबूतरा (तंवर ग्राम ae 


पक्का चबूतरा का 
स्वामित्व मूल भूमि स्वामी 
द्वारा मवन स्वामी को 
पक्का चबूतरा बनाने की 
सहमति के आधार पर 


a hl 
अधिनिर्णय के समय 
पक्का चबूतरा कल्याण सिंह पिता हजारीलाल 
| watt carr dae errand) [PRR कर मुआवजा 


1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में 
किया जा सकता है। 


2, प्रकरण के प्रकाशन उपरांत घारा-15 अंतर्गत विहित 60 दिवस के भीतर किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी 
(राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है। : 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
प्रवीण सिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, 


2482 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024 [ भाग 1 


वन विभाग 
मंत्रालय, Tey भवन, भोपाल 
भोपाल, दिनांक 14 मई 2024 
क्रमांक /£१ 4/ 1976305 / 2024/10-3 : भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन्‌ 
1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एत्तद्‌ द्वारा 
Var अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान,/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित 
भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या 
समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर 
- संशोधित, रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं 
किये जायेंगे। यह वनखण्ड 23१5224.824” से 23"52'53.689” उत्त्तर अक्षांश तथा 
75°58'22.777" से 75°58'35.378" पूर्व देशांश के बीच स्थित है। 
* अनुसूची 
जिला- आगर-मालवा तहसील - बडौद 
वनमण्डल - सामान्य शाजापुर वन परिक्षेत्र - आगर 


वनखण्ड की भूमि वनखण्ड की सीम 


वनखण्ड rea a 
का नाम 


| गंगापुर | गंगापुर 


उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के 
.मुनारा क्रमांक 26 से 29 

एवं 29 से 4 तक की 
वन सीमा।. 

पूर्व - संरक्षित वनखण्ड के 
मुनारा क्रमांक 4 से 13 
तक वन सीमा। 

दक्षिणं- संरक्षित वनखण्ड के 
मुनारा क्रमांक 13 से 14 
तक की वन सीमा। 

पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के 

मुनारा क्रमांक 14 से 26 

तक की वन सीमा। 


भाग 1 | मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024 2483 


(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :- 
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 6- 
MPR023/2022-BHO दिनांक 23.05.2023 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, 
नर्मदा संभाग क्रमांक 20 मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश के अन्तर्गत वनमण्डल 
खण्डवा में कालीसिंग फेस-2 132 के.व्ही. विद्युत लाईन के निर्माण में प्रभावित 54.971 
हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 13.000 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनगीकरण 
के उददेश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, आगर-मालवा के आदेश 
क्रमांक / 0078--अ-20(3) / 2021-22/747 दिनांक 06.02.2023 से हस्तांतरित अथवा 
नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है। 
2 अन्य कारणों का विवरण = निरंक || 7 j 
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी- तहसीलदार तहसील बडौद के प्रतिवेदन 
दिनांक 10.08.2023 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार 
है :- 
(अ) व्यक्तिगत अधिकार :- निरंक 
(ब) सामुदायिक अधिकार :-- निरंक 

अतः: sea भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित 
वन घोषित किया जाता है। 


Sn ee 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 


अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव. 


भोपाल, दिनांक 14 मई 2024 


क्र--आर-1976305--2024-दस-3.-- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग 


की अधिसूचना क्र.--आर-899--1976305-2024-दस-3, दिनांक 14 मई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से 
एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव. 


2484 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024 [ भाग 1 


Bhopal, the 147 May 2024 


No/8q4q /1976305/2024/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 
29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is 
pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the 
forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the 
existing rights of individuals or communities in such forests shall not be 
abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by 
the State Government from time to time. This Forest Block lies between 
23°52'24.824" to 23°52'53.689" North Latitude and 75°58'22.777" to 
75°58'35.378" East Longitude. 


SCHEDULE 
District - Agar-Malwa Tahsil - Badod 
Forest Division - Shivpuri (T) Forest Range - Agar 
Details of Land Included Forest Block Bouderies 
Name of the Present head of | Khasra Area 
Forest land (Hectare) 
Block. 
Gangapur 


Gair Mamkin 446/] 13.00 Artificial Forest 

Bardi boundary from Pillar 

(Non Forest ; number 26 to 29 & 29 

Land) to 1 of protected 
forest block. 

East - Artificial Forest 
boundary from Pillar 
number 1 to 13 of 
protected forest block. 

South- Artificial Forest 
boundary from Pillar 
number 13 to 14 of 
Protected forest block. 

West- Artificial forest 
boundary from Pillar 


Total 13.00 number 14 to 26 of 
) Total) 13.00 | protected forest block. 


भाग 1 | मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024 2485 


(A) Reason for publication of Notification :- 
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, 
Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 6-MPR023/2022-BHO 
dated 23-05-2023 and in lieu of 54.97] hectare of forest land affected in 
Kalisindh Phase-2 132 KV Transmission line in Khandwa district of Khandwa 
Forest Division, of the Executive Engineer, Narmada Sambhag kramank 20 
Mandleshwar District Khargoan, the above mentioned Non Forest land of 4.95 
hectare transferred or mutated in favour of M.P. Govt., Forest Department by 
order No. 008-अ-20(8) /2021-22/747 Dated 06.08.2023 Collector Shivpuri 
for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected 
forest. 
2. Details of other Reasons. - Nil 
(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report 
dated 10.08.2023 of Tehsildar badod are as under. — 

1. Individual Rights :- Nil 

2. Community Rights :- Nil 

Therefore, the above land is being declared as protected forest under 


section 29 of Indian Forest Act 1927. 


By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, 
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy. 


2486 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024 [ भाग 1 


भोपाल, दिनांक 15 मई 2024 


ATH/FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन्‌ 1927) की 
धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा Vat अधिनियम के अध्याय 4 
के प्रावधान,/उपबंधों को नीचे की अनसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता 
है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा 
समय-समय पर संशोधित / रूपमेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं 
किये जायेंगे। यह वनखण्ड घुघरी-ए N 24° 33' 30,372" E 79° 43' 7.728" से 17 24° 34' 6.414 E 79° 42' 
47.092" उत्तर अक्षांश तथा N 24° 33' 33.728" E 79० 42' 32.702" से N 24° 33' 47,980 E 79° 43' 
8.755" पूर्व देशांश के बीच स्थित है। 


अनुसूची 
जिला- छतरपुर तहसील -सटई 
वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, oT वन परिक्षेत्र -किशनगढ़ बफर 
वनखण्ड की भूमि का विवरण वनखण्ड की सीमाएं 


क्षेत्रफल 


भूमि का वर्तमान 
(हिक्टेयर) 


मद 


7 
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़-ब के 


ee) 


म.प्र. शासन वन 


विभाग 102 0.146 कक्ष क्र. पी-522-ए की सीमा पर 
स्थित मुनारा क्र. 1 से 2? तक। 
17.341 पूर्व- संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़-ब के 
न 
- स्थित मुनारा क्र. 2 से 4 तक 
135/2 0.016 तथा राजस्व ay घुघरी की सीमा 
मुनारा क्र. 4 से 2 THI 
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़-ब के 
138 कक्ष क्र. पी-522-ए की सीमा 


लाईन पर स्थित FART क्र. 37 से 


34/1 17.632 : FART क्र. 42 तक। 
0.158 पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़-ब के 


: कक्ष क्र. पी-522-ए की सीमा पर 
0.429 स्थित मुनारा क्र. 42 से 43 एवं 
0.009 मुनारा क्र. 1 त्तक। 

0.397 


| 0.109 | 
1.761 


3 
3 
3 
3 
3 


By) 
6 
7 
8 
9 
0 


4 
45 Rake 
1 05845 6 || 0.186 


भाग 4 ] मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024 2487 


(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:- 

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-49/2016-#८ दिनांक 
03-11-2023 में अधिरोपित शर्त क्रमांक 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 
हेकटेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित 62.821 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति 
वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर के आदेश 
क्र,/रा.प्रक्र/0029/अ/20(1)/भूमिआवंटन/नजूल/2022-23 दिनांक 20-12-2022 एवं अनुविभागीय 
अधिकारी (राजस्व) बिजावर जिला छतरपुर के आदेश क्रमांक 2426/बी-121/2023-24 दिनांक 
14.03.2024 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण। 

2. अन्य कारणों का विवरणः- निरंक 
(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी बिजावर द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर 
अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं। 
1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है। 
2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है। 
अतः उक्त प्रस्तावित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन 
घोषित किया जाता है। 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव. 


भोपाल, दिनांक 15 मई 2024 
3h.—FOR—9—0001-~-2024-Sec-3—Gu-(FOR)— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण 
में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.-701२--9-0001-2024--$80-3--दस--(70१), दिनांक 15 मई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद 
राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव. 


2488 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024 [ भाग 1 


Bhopal, the 154 May 2024 


No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the 
Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are Pleased to declare the 
provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule 
below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such 
forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified 
by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Gughri-A N 24° 33' 
30.372" E 79° 43' 7.728" to N 24° 34' 6.414 E 79° 42' 47.092" North Latitude and N 24° 33' 
33.728" E 79° 42' 32.702" to N 24° 33' 47.980 E 79° 43' 8.755" East Longitude. 


SCHEDULE 
District- Chhatarpur Se eee -- — Tahsil- Satai 
Forest Division - Panna Tiger Reserve — Forest Range - Kishangarh Buffer 
Name of 


Proposed | Name of | Present | Khasra 
Village bead of No. 
Block land 


Forest 
Sr aa aoe, 


Gughri-A | Gughri | M.P. Govt. 102 0.146 North- Pillar no. 1 to 2 on 
Forest the boundary of 
Department 12 eel protected forest 


block Kishangarh-B 
compartment no. P 
522. 

East— Pillar no. 2 to 4 on 
the boundary of 
protected forest 
block Kishangarh-B 
compartment no. P 


138 
34/1 17.632 
35 0.158 


= 522 and boundary of 
0.009 revenue village 
0.397 Gughri from Pillar 
0.109 no. 4 to 37. 


South— Pillar number 37 to 
42 Situated on the 
boundary of 
protected forest 
block Kishangarh-B 
compartment no. 
522-A. 

West- Pillar no. 42 to 43 
and | Situated on the 
boundary of 
protected forest 
block Kishangarh-B 
compartment _no. 
522-A. 


| 40 | 

| 41 | 

का 
85 


भाग 1 ] मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024 2489 


131 0.04 


| 90 | 0.029 
91 0.032 
Total:- | 62.821 | 


(A) Reason for publication of Notification :- 

1. In accordance with the condition no. 4 laid down in the Ministry of Environment, Forest and 
Climate Change, Govt. of India’s letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 
Hectare of forest land affected in Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land 
of 62.821 hectare transferred/mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest 
Department by order. No. राप्रक्र,0029/अ/20(1)/भूमिआवंटन/नजूल/2022-23 dated 20.12.2022 of 
Colletor Chhatarpur and order no. 2426/al-121/2023-24 dated 14.03.2024 sub divisional officer 
(Revenue) Bijawar district Chhatarpur. 

2. Details of other Reasons :- Nil 


(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by 
SDM Bijawar are as under:- 


1. Individual Rights — There are no Individual rights on the said land . 
2. Community Rights — There are no Communities rights on the said land . 


Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian 
Forest Act 1927. 
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, 
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy. 


भोपाल, दिनांक 15 मई 2024 


क्रमांक/701२/9/0001/2024-8००-3-10(7007२) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन्‌ 1927) की 
धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 
के प्रावधान, उपबंधों को नीचे की अनसूची में wees भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता 
है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा 
समय-समय पर संशोधित ,/ रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं 
किये जायेंगे। यह वनखण्ड घुघरी-बी 1४ 24° 33' 48.280" E 79° 43' 9.164" से N 24° 33' 53.043 E 79° 
43' 6.273" उत्तर अक्षांश तथा N 24° 33' 50.087" E 79° 43'6.717" से 1४ 24° 33' 49.540 E 79° 43' 
15.594" पूर्व देशांश के बीच स्थित है। 


2490 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024 [ भाग 1 


- अनुसूची eS ae 
जिला- छतरपुर तहसील -सटई 
वनमण्डल- UA टाइगर रिजर्व, ca वन परिक्षेत्र -किशनगढ़ बफर 
|! प्रस्तावित वनखण्ड की भूमि का विवरण 


ores | ग्राम | भूमि का वर्तमान | खसरा क्र. 
कानाम | का मद 


ee Ea Pee aa ete 


घुघरी-बी | घुघरी | म.प्र. शासन वन | 30/240 
विभाग 


T 
उत्तर - संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़-ब 
के कक्ष क्र. पी-522-ए की 
सीमा पर स्थित मुनारा क्र. 1 से 
JARI क्र. 3 तक। 
पूर्व - संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़-ब 
के कक्ष क्र. पी-522-ए की 
सीमा पर स्थित मुनारा क्र. 3 से 
4 तक। 
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़-ब 
के कक्ष क्र. पी-522-ए की 
सीमा पर स्थित मुनारा क्र. 4 से 
5 एवं राजस्व क्षेत्र में स्थित 
मुनारा क्र. 5 से 6 तक। 
पश्चिम- राजस्व क्षेत्र में स्थित मुनारा क्र, 
: 6 से 10 होते हुये वन खण्ड 
किशनगढ़-ब॒ की सीमा पर 
स्थित मुनारा क्र 1 तक। | 


(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:- 

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवांयु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-49/2016-7८ दिनांक 
03-11-2023 में अधिरोपित शर्त क्रमांक 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 
हेकटेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित 1.086 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति 
वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर के आदेश 
क्र./रा.प्र.क्र/.0029/अ/20(1)/भूमिआवंटन/नजूल/2022-23 दिनांक 20-12-2022 एवं अनुविभागीय 
अधिकारी (राजस्व) बिजावर जिला छतरपुर के आदेश क्रमांक 2426/बी-121/2023-24 दिनांक 
14.03.2024 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण। 

2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक 
(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी बिजावर द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर 
अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं। 
1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है। 
2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है। 
अतः उक्त प्रस्तावित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन 
घोषित किया जाता है। 
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव. 


भोपाल, दिनांक 15 मई 2024 
%—FOR—9—0001—2024—Sec-3-e8-(FOR)— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण 
में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.-7701२--9-0001-2024-960-3-दस-(707२), दिनांक 15 मई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद 
राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव. 


भाग 1 ] मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024 2491 


Bhopal, the 15" May 2024 


No. /FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the 
Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are Pleased to declare the 
provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule 
below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such 
forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified 
by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Gughri-B N 24° 33' 
48.280" E 79° 43' 9.164" to N 24° 33' 53.043 E 79° 43' 6.273" North Latitude and N 24° 33’ 
50.087" E 79° 43' 6.717" to N 24° 33' 49.540 E 79° 43' 15.594" East Longitude. 


SCHEDULE 
District- Chhatarpur Tahsil- Satai 
Forest Division - Panna Tiger Reserve Forest Range - Kishangarh Buffer 
Name of Details of Land Included 


Proposed | Name of | Present Khasra 


Area 
(Hectares) 
Block land 


Forest | Village head of No. 
eae i 30 ॥ = 


Gughri-B | Gughri | M.P. Govt. 30/240 0.028 


Forest 
Department |__26/3 0.259 


North- Pillar no. 1 to 3 on the 
boundary of protected 
forest block Kishangarh-B 
compartment no. 522A. 

East- Pillar no. 3 to 4 on the 
boundary of protected 
forest block Kishangarh-B 
compartment no. 522A. 

South— Pillar no. 4 to 5 on the 
boundary of protected 
forest block Kishangarh-B 
compartment no. 522A and 
pillar no. 5 to 6 situated in 
the revenue area. 

West- Through pillar no. 6 to 10 


26/5 0.486 
in Revenue area to pillar 


30 0.313 
no. | on the boundary of 


Total:- 1.086 protected forest block 
ee i 


(A) Reason for publication of Notification :- 

1. In accordance with the condition no. 4 laid down in the Ministry of Environment, Forest and 
Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 
Hectare of forest land affected in Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land 
of 1.086 hectare transferred/mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest 
Department by order No. रा.प्र.क्र/0029/4/20(1)/भूमिआवंटन/नजूल/2022-23 dated 20.12.2022 of 
Colletor Chhatarpur and order no. 2426/4l-121/2023-24 dated 14.03.2024 sub divisional officer 
(Revenue) Bijawar district Chhatarpur. 

2. Details of other Reasons :- Nil 

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by 
SDM Bijawar are as under:- 


1. Individual Rights — There are no Individual rights on the said land . 
2. Community Rights — There are no Communities rights on the said land . 


Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian 
Forest Act 1927. 


By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, 


ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy. 


2492 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024 [ भाग 1 


भोपाल, दिनांक 15 मई 2024 


क्रमांक/701२/9/0001/2024-$860-3-100707२) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन्‌ 1927) की 
धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा vad अधिनियम के अध्याय 4 
के प्रावधान,/उपबंधों को नीचे की अनसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता 
है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा 
समय-समय पर संशोधित,” रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं 
किये जायेंगे। यह वनखण्ड घुघरी-सी N 24° 32' 58.248" E 79° 42' 18,183" से N 24° 33' 25.230 E 79° 
42' 18.198" उत्तर अक्षांश तथा N 24° 33' 1.188" E 79° 42' 6.947" से N 24° 33' 7.522 E 79° 42' 
32.556" पूर्व देशांश के बीच स्थित है। 
अनुसूची 
जिला- छतरपुर । तहसील -सटई 
: वनमण्डलं- पन्‍ना टाइगर रिजर्व, पन्‍ना a परिक्षेत्र -किशनगढ़ बफर 
वनखण्ड की भूमि का विवरण aT 


भूमि का वर्तमान क्षेत्रफल 
(हेक्टेयर) 


(कर a कप a ः 
म.प्र. शासन 185/2 BAR - FART mies 1 से 4 तक Pia 
वनखण्ड oa की | 
- वन विभाग 185/4 0.263 पूर्व -  मुनारा क्रमांक 4 से 9 तक संरक्षित 
185/5 0.121 वनखण्ड किशनगढ़-ब की सीमा। 
185/6 0.878 | दक्षिण- मुनारा क्रमांक 9 से 12 तक संरक्षित 
वनखण्ड किशनगढ़-ब की सीमा। 
185/7 1,214 पश्चिम- मुनारा क्रमांक 12 से 16 एवं 1 तक 
185/8 1.314 संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़-ब की 
1861 _| 5.778 सीमा। 
186/10 0.405 


186/13 0.575 
186/14 0.37 


0.87 
1.133 
0.433 


186/9 0.405 
197/1 18.595 


186/21/1 
186/24 
186/25 


भाग 1 ] मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024 2493 


186/17/2 
186/17/3 : 
186/17/4/1 | 0.020 


186/17/4/2 | 0.020 
186/21/2 0.052 


186/17/5 
| 0.061 | 


187/4/5 


187/4/6 0.060 
187/5/1 0.705 


TAA प्रकाशन का आधार:- 

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-49/2016-7८ दिनांक 
03-11-2023 में अधिरोपित शर्त क्रमांक 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 
हेकटेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित 41.799 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति 
वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर के आदेश 
क्र./राप्र.क्र/0029/3/20 (1) eg Seria दिनांक 20-12-2022 ud अनुविभागीय 
अधिकारी (राजस्व) बिजावर छतरपुर के आदेश क्रमांक 2426/बी-121/2023-24 दिनांक 
14.03.2024 ERI हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण। 

2. अन्य कारणों का विवरणः- निरंक 
(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी बिजावर द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर 
अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निश्नानुसार हैं। 
1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है। 
2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है। 
अतः उक्त प्रस्तावित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन 
घोषित किया जाता है। 


(क) 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव. 
भोपाल, दिनांक 15 मई 2024 
9 —FOR—9—0001—2024—-Sec-3—ce—(FOR)— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण 
में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.--708-9--0001-2024--960-3--दस--(707२), दिनांक 15 मई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद 
राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. तु 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव. 


2494 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024 [ भाग 4 


Bhopal, the 15% May 2024 


No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the 
Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are Pleased to declare the 
provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule 
below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such 
forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified 
by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Gughri-C N 24° 32! 
58.248" E 79° 42' 18.183" to N 24° 33' 25.230 E 79° 42' 18.198" North Latitude and N 24° 33' 
1.188" E 79° 42' 6.947" 10 N 24° 33' 7.522 E 79° 42' 32.556" East Longitude. 


. SCHEDULE 
District- Chhatarpur Tahsil- Satai 
Forest Division - Panna Tiger Reserve Forest Range - Kishangarh Buffer 
कं Name of Details of Land Included Description of Bouadaries 
Proposed | Name of | Present Khasra No. Area 
Forest | Village: head of (Hectares) 
Block land 
1 eee कि जा me हल! Petes il ७१५ 
* Gughri-C | Gughri | M.P. Govt. 185/2 North- Boundary of protected 
1.2 ॥ Forest 0.263 forest block Kishangarh-B 
Department 0.121 from Pillar no, 1 to 4. 
Ew 0.878 East- Boundary of : protected 
as forest block Kishangarh-B 
from Pillar no. 4 to 9. 
Be South— Boundary of protected 
forest block Kishangarh-B 
| 8 | from Pillar no. 9 to 12. 
| 9 | West- Boundary of protected 
10 forest block Kishangarh-B 
14 72 Pillar no. 12 to 16 and 
12 186/22 0.769 ; 
us 
14 
15 
| 18 | 
| 19 | 
| 22 | 186/16 0.364 
186/19 | 0.101 
| 24 | 186/211 | 0.231 
| 25 | 186/24 | 0.308 
[26 | , 
27 186/4 0.364 
28 
[29 | 


ES ae 186/23 | 0.162 


भाग 4 | 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 47 मई 2024 


2495 


186/5/2 


0.055 


186/5/3 
186/5/4 


186/17/1 


186/17/2 


0.053 


186/17/3 


186/17/4/1 


186/17/4/2 


186/21/2 


186/17/5 


187/4/3 


187/4/1 
187/4/2 | 0.060 


0.040 


| 0.061 | 


187/4/4 


0.060 


187/4/5 


0.062 


187/4/6 


al 


0.060 


187/S/1 


0.705 


187/5/2 


0.052 | 


187/5/3 


0.052 


198/3 


0.761 


Total:- 


1 


41.799 


(A) Reason for publication of Notification :- 

1. In accordance with the condition no. 4 laid down in the Ministry of Environment, Forest and 
Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 
Hectare of forest land affected in Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land 
of 41.799 hectare transferred/mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest 
Department by order No. राप्रक्र,0029/अ/20(1)/भूमिआवंटन/नजूल/2022-23 dated 20.12.2022 of 
Colletor Chhatarpur and order no. 2426/al-121/2023-24 dated 14.03.2024 sub divisional officer 
(Revenue) Bijawar district Chhatarpur. 

2. Details of other Reasons :- Nil 


(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by 
SDM Bijawar are as under:- 


1. Individual Rights ~ There are no Individual rights on the said land . 
2. Community Rights — There are no Communities rights on the said land . 
Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian 
Forest Act 1927. : 


By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, 


ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy. 


2496 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024 [ भाग 1 


भोपाल, दिनांक 15 मई 2024 


क्रमांक/?01२/9/0001/2024-5००-3-106707) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन्‌ 1927) की 
धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 
के प्रावधान,/उपबंधों को नीचे की अनसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस wd पर करता 
है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय 
समय पर संशोधित ,/ रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकुत या प्रभावित नही किये 
जायेंगे। यह वनखण्ड घुघरी-डी N 24° 32' 44.521" E 79° 42' 34.272" से N 24° 33' 17.392 E 79° 42' 
43.290" उत्तर अक्षांश तथा N 24° 33' 4.301" E 79० 42' 32.562" से N 24° 33' 4.125 8 79° 42' 
57.481" पूर्व देशांश के बीच स्थित है। 


अनुसूची 
जिला- छतरपुर तहसील -सटई 


वनमण्डल- oT टाइगर रिजर्व, oa वन परिक्षेत्र -किशनगढ़ बफर 
ki प्रस्तावित वनखण्ड कौ भूमि का विवरण वनखण्ड की सौमाऐँ 
वनखण्ड 
का नाम 


घुघरी-डी घुघरी म.प्र. शासन वन उत्तर - FART क्रमांक 1 स॑ 2 तक संरक्षित 
180/10 0.304 वनखण्ड किशनगढ़-ब की सीमा। 
“ पूर्व - मुनारा क्रमांक 2 से 5 तक संरक्षित 


180/2 0.547 वनखण्ड किशनगढ़-ब की सीमा। 


दक्षिण - मुनारा क्रमांक 5 से 20 TH राजस्व 
ग्राम की सीमा। 

पश्चिम- राजस्व ग्राम सीमा में स्थित मुनारा 

यु क्रमांक 20 से संरक्षित वनखण्ड 

किशनगढ़-ब की सीमा पर स्थित 


मुनारा क्रमांक 21 से 1 तक। 


180/6/1 
178/2 


(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:- 

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-49/2016-7८ दिनांक 
03-11-2023 में अधिरोपित शर्त क्रमांक 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 
हेकटेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित 3.836 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति 
वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर के आदेश 
क्र./रा.प्र.क्र/0029/अ/20(1)/भूमिआवंटन/नजूल/2022-23 दिनांक 20-12-2022 एवं अनुविभागीय 
अधिकारी (राजस्व) बिजावर जिला छतरपुर के आदेश क्रमांक 2426/बी-121/2023-24 दिनांक 
14.03.2024 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण। 

2. अन्य कारणों का विवरणः- निरंक j 
@ उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी रे 
अभिलेखित अधिकारों का खसराबार Reo Bo मन द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर 
1. व्यक्तिगत अधिकार:- saa भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है। 
2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है। 
अतः उक्त प्रस्तावित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन 
घोषित किया जाता है। 
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 


अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव. 


भाग 1 ] मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 47 मई 2024 2497 


भोपाल, दिनांक 15 मई 2024 
क्र--770२--9--0001-2024-$60-3--दस- (707).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण 
में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.-1700--9--0001-2024-$860-3-दस-(707), दिनांक 15 मई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद 
राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव. 
Bhopal, the 15" May 2024 


No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the 
Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are Pleased to declare the provisions 
of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject 
to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be 
abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State 
Government from time to time this forest Block lies betwen Gughri-D N 24° 32' 44.521" E 79° 
42' 34.272" to N 24° 33' 17.392 E 79° 42' 43.290" North Latitude and N 24° 33' 4.301" E 79° 42! 
32.562" to N 24° 33'4.125 E 79° 42' 57.481" East Longitude. 
SCHEDULE 

District- Chhatarpur Tahsil- Satai 
= _ 10९ Range - Kishangarh Buffer 
Description of Boundaries 


Area 
(Hectares) 


Present 
head of 
land 


Forest 
Block 


|_4 | 7 
Gughri-D | Gughri | M.P. Govt. i North- Boundary of protected forest 
Forest block Kishangarh-B from 
Department : Pillar no. 1 to 2. 
0.547 | Fast - Boundary of protected forest 
| 0.061 | block Kishangarh-B from 


Pillar no. 2 to 5. 

South— Revenue village boundary 
from pillar no. 5 to 20. - 

West- —_— Pillar no. 20 on the boundary 
of revenue village to pillar no. 
21 to 1 on the boundary of 
protected forest block 
Kishangarh-B. 


0.507 
0.303 


———| 


(A) Reason for publication of Notification :- 

1. In accordance with the condition no. 4 laid down in the Ministry of Environment, Forest and 
Climate Change, Govt. of India’s letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 
Hectare of forest land affected in Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land 
of 41.799 hectare transferred/mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest 
Department by order No. राप्र.क्र/0029/अ/20(1)/भूमिआवंटन/नजूल/2022-23 dated 20.12.2022 of 
Colletor Chhatarpur and order no. 2426/बी-121/2023-24 dated 14.03.2024 sub divisional officer 
(Revenue) Bijawar district Chhatarpur. 


2498 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024 


[ भाग 4 


2. Details of other Reasons :- Nil 


(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by 


SDM Bijawar are as under:- 


1. Individual Rights — There are no Individual rights on the said land . i; 
2. Community Rights — There are no Communities rights on the said land . 


mee Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian 


Forest Act 1927. 


By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, 
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy. 


भोपाल, दिनांक 15 मई 2024 


क्रमांक/701२/9/0001/2024-5०८-3-106707२) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन्‌ 1927) की धारा 
29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा Vad अधिनियम के अध्याय 4 के 
प्रावधान / उपबंधों को नीचे की अनसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है 
कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय समय 
पर संशोधित,” रूपमेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये 
जायेंगे। यह वनखण्ड कदवारा-ए N 24° 31' 14,784" EB 79" 45' 8.459" से N 24° 32' 1.412 E 79° 45' 
14.184" उत्तर अक्षांश तथा N 24° 31' 25.377" E 79० 44' 56.352" से N 24° 31' 24.878 E 79° 45' 


41.816" पूर्व देशांश के बीच स्थित है। 


जिला- छतरपुर 
वनमण्डल- पन्‍ना टाइगर रिजर्व, vr 


अनुसूची 


वनखण्ड की भूमि का विवरण 


कदवारा म.प्र. शासन 


बन विभाग 


तहसील -बिजावर 


वन परिक्षेत्र -किशनगढ़ बफर 
'वनखण्ड की सीमाएऐ 


36/2/2 


13.840 
1.852 


योग 


48.736 


उत्तर - प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 
- से 5 तक संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ 

की सीमा। 
प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 5 
से 10 तक संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ 

की सीमा। 
दक्षिण - प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 10 
से 11 तक संरक्षित वनखण्ड कदवारा 

की सीमा। 
पश्चिम - प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 11 
से 13 एवं 4 तक संरक्षित वनखण्ड 
किशनगढ़ की सीमा। 


पूर्व - 


(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:- 


1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-49/2016-7८ दिनांक 
03-11-2023 में अधिरोपित शर्त क्रमांक 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेकटेयर 
वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित 48.736 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से 
मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छत्तरपुर के आदेश क्र./रा.प्र.क्र./0003 अ/20(1)/हस्तांग/2024-25 
दिनांक 11-04-2024 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण। 


2. अन्य कारणों का विवरणः- निरंक 


(ख) ' उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी बिजावर द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित 
अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं। 
1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है। 


2. सामुदायिक अधिकार:- pale 
अतः उक्त प्रस्तावित भूमि को 
जाता है। 


पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है। 
वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 


अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव. 


भाग 1 ] मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024 2499 


भोपाल, दिनांक 15 मई 2024 
क्र.-707-9-0004--2024-$60-3--दस-(707).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण 
में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.-7701२-9--.0001-2024-$820-3--दस-[707१), दिनांक 15 मई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद 
राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव. 
Bhopal, the 15% May 2024 


No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the 
Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are Pleased to declare the 
provisions of chapter TV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule 
below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such 
forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified 
by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Kadwara-A N 24° 31' 
14.784" E 79° 45' 8.459" to N 24° 32' 1.412 E 79° 45' 14.184" North Latitude N 24° 31' 25.377" 
E 79° 44' 56.352" to N 24° 31'24.878E 79° 45' 41.816" East Longitude. 


SCHEDULE 
District- Chhatarpur Tahsil- Bijawar 
Forest Division - Panna Tiger Reserve Forést Range - Kishangarh Buffer 
Ss. Name of Details of Land Included Description of Boundaries 
No. | Proposed | Name of Present Khasra Area 
Forest Village | head of land No. (Hec.) 
Block 


7 


North - Boundary of protected forest block 
Kishangarh from pillar no. 1 to S of 
proposed forest block. 

East- Boundary of protected forest block 
Kishangarh from pillar no. 5 to 10 
of proposed forest block. 

South — Boundary of protected forest block 
Kadwara from pillar no. 10 to 11 of 
proposed forest block. 

West - Boundary of protected forest block 
Kishangarh from pillar no. 11 to 13 

and 1 of proposed forest block. 


© Samaras 
Kadwara | Kadwara | M.P. Govt. 
A 


36/2/2 


(A) Reason for publication of Notification :- 


1. In accordance with the condition no. 4 laid down in the Ministry of Environment, Forest and 
Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 
6017.00 Hectare of forest land affected in Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non 
Forest Land of 48.736 hectare transferred/mutated in favour of Madhya Pradesh Government, 
Forest Department by order No. राष्रक्र/,0003 अ/20(1)/हस्तांग/2024-25 dated 11.04.2024 of 
Colletor Chhatarpur. 
2. Details of other Reasons :- Nil 
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by 
SDM Bijawar are as under:- 

1. Individual Rights — There are no Individual rights on the said land . 

2. Community Rights — There are no Communities rights on the said land . 


Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of 
Indian Forest Act 1927. 


By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, 
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy. 


2500 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024 [ भाग 4 


भोपाल, दिनांक 15 मई 2024 


Aig /FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन्‌ 1927) 
की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त 
अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान,/उपबंधों को नीचे की अनसूची में उललेखित भूमि पर लागू 
होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान 
अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय समय पर संशोधित, रूपभेदित किये जाये, 
के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेंगे। यह वनखण्ड 
कदवारा-बी N 24° 30' 30.738" E 79° 44' 26.435" से N 24° 30' 55.879 E 79° 45' 8.321" 
उत्तर अक्षांश तथा N 24° 30! 32.484" 8 79° 44' 25.250" से N 24° 30'54.746E 79° 
- 45'8.746" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।- 


अनुसूची 
जिला- छतरपुर तहसील -बिजावर 
वनमण्डल- oT टाइगर रिजर्व, पन्‍ना वन परिक्षेत्र -किशनगढ़ बफर 
| प्रस्तावित वनखण्ड की भूमि का. विवरण वनखण्ड की सीमाएं 


हि. ग्राम का | भूमि का | खसरा | क्षेत्रफल 
नाम | वर्तमान मद | क्र. | हेक्टेयर) 


कदवारा | कदवारा | म.प्र. शासन | 50 | 0.478 | उत्तर- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा 
बी वन विभाग | 44/2 | 7.100 - क्रमांक 1 से 2 तक संरक्षित 


| 7.100 | वनखण्ड किशनगढ़ की सीमा। 
45/ 2/ 2 9.311 पूर्व - प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा 
| 63 | 0.049 क्रमांक 2 से 3 तक। 

| 64 | 0.466 | दक्षिण- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा 


0.753 क्रमांक 3 से 4 तक संरक्षित 

| 66 | 0.234 वनखण्ड कदवारा की उत्तरी 
सीमा। 

0.668 | पश्चिम -प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा 

| 69 | 0.267 क्रमांक 4 से 13 एवं 4 तक 

4.981 संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ की 

0.683 सीमा। 


nN 

g 
BB 

—~ 
NS 
w 
~J 
N 
= 


भाग 1 | मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 47 मई 2024 2501 


(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:- 

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-49/2016-7८ दिनांक 
03-11-2023 में अधिरोपित शर्त क्रमांक 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 
हेकटेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित 35.914 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति 
वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर के आदेश 
क्र/राप्र.क्र/0003 अ/20(1)/हस्तां०ग/2024-25 दिनांक 11-04-2024 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित 
किये जाने के कारण। 

2. अन्य कारणों का विवरणः- निरंक 
(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी बिजावर द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर 
अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं। 
1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है। 
2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है। 
अतः उक्त प्रस्तावित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन 
घोषित किया जाता है। 
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव. 


भोपाल, दिनांक 15 मई 2024 
क्र.-700-9-0004--2024--$60-3-दस-(70).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण 
में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.700-9-0001-2024-$60-3-दस-(707), दिनांक 15 मई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद 
राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव. 


Bhopal, the 15" May 2024 


No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the 
Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are Pleased to declare the 
provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the 
Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or 
communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far 
as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies 
betwen Kadwara-B N 24° 30' 30.738" E 79° 44' 26.435" Is N 24° 30' 55.879 E 79° 45' 
8.321" North Latitude N 24° 30' 32.484" E 79° 44 25.250" Is N 24° 30' 54.746 E 79° 
45' 8.746" East Longitude. 


2502 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024 [ भाग 4 


SCHEDULE 
District- Chhatarpur Tahsil- Bijawar 
Forest Division - Panna Tiger Reserve Forest Range - Kishangarh Buffer 
S. | Name of Details of Land Included 


Proposed Name of 
Forest . 
Vill 
Block eee 


as हक उका। ease 
Kadwara | Kadwara | M.P.Govt. | 50 | North- Boundary of protected forest 
B . Forest block Kishangarh from pillar 
Department no. | to 2 of proposed forest 
a Pillar no. 2 to 3 of proposed 
aaa forest block. 
r 6s suey vee + “i 
८ protecte orest loc! 

Kadwara from pillar no. 3 to 4 

| 69 | of proposed forest block. 
es Boundary of protected forest 


0.683 block Kishangarh from pillar 
0.866 no. 4 to 13 and 1 of proposed 
forest block. 


(A) Reason for publication of Notification :- 


1. In accordance with the condition no. 4 laid down in the Ministry of Environment, Forest and 
Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 
Hectare of forest land affected in Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land 
of 35.914 hectare transferred/mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest 
Department by order No. रा.प्र.क्र/0003 3/20(1)/e%d10/2024-25 dated 11.04.2024 of Colletor 
Chhatarpur. : 
2. Details of other Reasons :- Nil es, 
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by 
SDM Bijawar are as under:- 

1. Individual Rights — There are no Individual rights on the said land . 

2. Community Rights — There are no Communities rights on the said land . 

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian 
Forest Act 1927. 

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, 


ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy. 


भाग 4 ] मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024 2503 


भोपाल, दिनांक 15 मई 2024 


क्रमांक/7012/9/0001/2024-860-3-10(707) :: राज्य शासन की अधिसूचना क्र. 702/9/0001/2024-86०-3- 
10(FOR) दिनांक 27 मार्च 2024 राजपत्र प्रकाशन दिनांक 05.04.2024 द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 
(क्रमांक 16 सन्‌ 1927) की धारा 29 के तहत वनखण्ड ककरा का गठन किया गया है। राज्य शासन एतद्‌ 
द्वारा उक्त संरक्षित वनखण्ड ककरा में नीचे अनुसूची में दिये गये विवरण अनुसार अतिरिक्‍त भूमि संरक्षित वन 
के रूप में अधिसूचित कर सम्मिलित करता है। 1 
अनुसूची 

जिला- छतरपुर तहसील -बिजावर 
वनमण्डल- et टाइगर रिजर्व, oT वन परिक्षेत्र -किशनगढ़ बफर 
वनखण्ड की सीमाऐ 


म.प्र. शासन वन ककरा वनखण्ड की अधिसूचना क्र. 
विभाग 164/1 FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) 
9/1/2 दिनांक ie मार्च 2024 राजपत्र 
प्रकाशन दिनांक 05.04.2024 अनुसार | 

223/1 | 


160/1 
108 


305/189 
185/1 


| 
184/1 0.340 
226/1 0.358 


22201 | 0.301 
222/1/2 


224 0.829 
239/3 0.243 
174/1/1 1.300 


234/1/2 1.506 : 
238/1/2 1.539 


2504 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024 [ भाग 1 


240/1/2 


योगः- 


(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:- 

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-49/2016-7८ दिनांक 
03-11-2023 में अधिरोपित शर्त क्रमांक 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 
हेकटेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित 30.390 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति 
वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर के आदेश 
क्र/रा.प्र.क्र/0001 अ/20(1)/हस्तांग/2024-25 दिनांक 08-04-2024 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित 
किये जाने के कारण। 


2. अन्य कारणों का विवरणः- निरंक 
(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी बिजावर द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर 


अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं। 
1. व्यक्तिगत अधिकार:- gaa भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है। 
2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है। 
अतः उक्त प्रस्तावित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन 


: चोषित किया जाता है। 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव. 


भोपाल, दिनांक 15 मई 2024 
3.—FOR—9—0001—2024-Sec-3—au—-(FOR)— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण 
में, इस विभाग की अधिसूचना a—FOR—9-0001—2024—Sec-3—ce-(FOR), दिनांक 15 मई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद 
राज्यपाल के UHR से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव. 


भाग 1 | मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024 


2505 


Bhopal, the 15% May 2024 


No./FOR/9/0001/2024-See-3-10(FOR) :: State Government has constituted the Forest block Kakra 
vide its Notification No. FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) dated 27 March 2024 published in gazette 
dated 05.04.2024 under section 29 of Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927) The State Government 
hereby notify and include the additional land in the said protected forest block Kakra as protected 
forest as per the details given below in the schedule. 


District- Chhatarpur 


Forest Division - Panna Tiger Reserve 
Details of additional land to be included | 


SCHEDULE 


Tahsil- Bijawar 


Forest Range - Kishangarh Buffer 


Present 
head of 
land 


Description of Boundaries 


M.-P. Govt. 
Forest 
Department 


305/189 
185/1 
182/1 


222/1/1 
222/1/2 
200/1/1 


174/1/1 


234/1/2 
238/1/2 


As per Notification No. 
FOR/9/0001/2024-Sec-3- 
10(FOR) dated 27 March 
2024 as per Gazette 
publication dated 05.04.2024 
of Kakra Forest Block. 


2506 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024 [ भाग 1 


ध् 


BASL 


60/1/1/2 
225/2 
240/1/2 
310/51 
237/1/2 


Total:- | 


(A) Reason for publication of Notification :- 

1. In accordance with the condition no. 4 laid down in the Ministry of Environment, Forest and 
Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 
Hectare of forest land affected in Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land 
of 35.914 hectare transferred/mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest 
Department by order No. राप्रक्र/0001 3f/20(1)/e&110/2024-25 dated 08.04.2024 of Colletor 
Chhatarpur. i 

2. Details of other Reasons :- Nil 


30.390 


(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by 
SDM Bijawar are as under:- 


1. Individual Rights — There are no Individual rights on the said land . 
2. Community Rights — There are no Communities rights on the said land . 


Therefore, the above tand is being declared as protected forest under section 29 of Indian 
Forest Act 1927. 


By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, 
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy. 


भाग 11. OTS, दिनांक 7 AR 20242507 


कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, छतरपुर, मध्यप्रदेश 
छतरपुर, दिनांक 6 मई 2024 


क्रमांक SRP / आठ / एस.डब्ल्यू / 2024, म0प्र0/ शासन अपर सचिव, गृह(पुलिस) विभाग मंत्रालय 
वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक एफ -2(क),/9,/08 /बी-3,/ दो भोपाल दिनांक 30 जुलाई-2010 
एवं अतिरिक्‍त पुलिस महानिदेशक (योजना) पुलिस मुख्यालय,म0प्र0 भोपाल के पत्र क्रमांक gy, 
/योजना,/18,/4 /50 / 2023 दिनांक 19.12.2023 द्वारा थानों की सीमा»अधिकार क्षेत्र का 
युक्तियुक्तकरण के संबंध में जिले के थानों के अधिकार क्षेत्रावली विस्तृत समीक्षा हेतु पुलिस अधीक्षक 
छतरपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर जिला स्तर पर गठित समिति की बैठक दिनांक 12.01.2024 की 
अनुशंसा के परिपेक्ष्य में जनसुविधा को दृष्टिगत रखते हुये, जिला छतरपुर के संलग्न सारणी के कॉलम 
नंबर 2 में उललेखित थाना/चौकी से उसके (सारणी के) कॉलम नंबर 3 में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को . 
अपवर्जित करते हुये, सारणी के कॉलम नंबर 4 में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कॉलम न॑ 4 
में प्रस्तावित करते हुये, कालम नं. 567,89 की अधिकारिता में सम्मिलित किए जाने हेतु अधिसूचित 
किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को जानकारी हेतु अधिसूचना जारी की जाती है | a 
‘eet 
संदीप जी.आर, जिला मजिस्ट्रेट. 


[भाग 4 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024 


2508 


दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 02, खण्ड ड के अनुसार 


छतरपुर, दिनांक 18 जनवरी 2024 


क्र. 61--आठ-एस.डब्ल्यू-2024 


मम rba wpe ag] =f | ff fo | ne 
Aub lsbbie 1७ ४३७ 1 2 2b kb 1 
120 109०8 है 189 bit ४9 [६ alta] Abin 
| fal है ४० Yb (& bite 20108 ४ ६॥६ Like 20015 | 1001:000| | ॥2७७/७ | ८ 
12 pl [७ 018 10008 brine pelh 
Auk UAB ge ४००३ nia हे. 2yB > nf 
Bh चल है tof ७७६ bbe fp 100॥०॥३९] 00120॥ पर * 5 ai «५ 
AU pe है ‘he QB Ub lle DEIDAK B bite Ielabb Z| 0091 | 0१४०६ ४५ | 080५1 9 | ALatinun “oie | 1९७७७ i 
. eee ee Q Z| 1 H 
“E> / ९121५ 
(811९ 
baja | 
Hilt | RB | treat ik : ous 
oe ae | 90118 | & ॥॥ | beak | blte ४७४७ bya | 1७ ४४ lb kis | 08 
| : है 102% Dalle BR pun 0९ ७(॥॥४॥ ॥ Albee (& 09५99 (६ ॥७७ एड (४७ DOIWATA [७ bolle ४ 
+ hte @ ७४% WB 3७) (७ ll DAB 2288 ६४ MOLD BVH Lip WP ८ elo ३ ALD Bl B ble ‘VA kup mh 
€ MADA 1208 ४ ४५ $ 1३ BR HOTLOG ld} ७०8 Ye 8७७ ४0४४ 108| LANEY! ah DIDAK ९३ 20000 Won] DAW 01०४8॥७०- 


10/॥४४६४६ » shave 81285 Linieigie Weis) ph 21008 Wels) dlalsie wih pS PUY IA (७ (00७७६ 1७७४ 2 LDU idl 0६0) 1912 
27276 spina 0202/09/%/9 / tein / ५ ७७७ eh $ Jbl 0600/0०॥७ wih (lini) &1६2६।३७ AMIE 1४७६ ९॥७ bh 0106 -SHaf 
OF ibe} 118 (2/६-9/80/6/(५)ट-॥ bles Eh % ॥0॥७ bbk kWOb pidlel ४ lnkb| (12190 ‘beta ahie kia OKO os 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024 2509 


भाग 1] 


9 cig Lh bhi Be ए Rene रछ रु 


21-४७ 12 Sr & 2101० 8९३] ४०७७४ kb 
| Linke है ४% QB kb ste 27 Belle 20429 


०७०६ OL | 0७०७| ZL] 


Bhi abr 


| eld: UMaBle ७ LDbajh “ikl 2 aah (७ Upafh 
| ४ ॥कि।8 है Gb (७ bile 0089१ 8 kul 


0४०५ OL | ०४०९ 9 | _ 


1३ ७7९ ७2 018 2008 ७७६७७ छशुरि 


Ole! 70 


010५0] ८0 alte 


12 lbh (> 108 ४10०७ bible शत 
२४७ 11७ fe Epbalh II छऐ 2b > uaa 
(2) Inglis है YS le ६18 28100 8 bile ६७७० 


0७0%| 80 


९ 80 | 0४0५६ <। 


| | है ७7५ [७2 1018 21008 bbibic #।३|१ 
Abb Unable  bppath Lisl है. 2B (asf 
pA InbJfvels है ४० [४ bite 00०४ ७ klte 


SZ | ०७०७] ५0 


0|00%| 01 


Yelp eb 


{plpPleb 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024 


2510 


| 2 ALAIN ॥:॥ (७ kif bbe 118 21090 opin 
1०8 bbip ४0९ thi 2b |b tak ba pd 
1९9७ | 2 [DRA [ AbbIOIA (8९९७ kDedialle (६९ 
EE EE ee ae ee 


| है Ibd| BID [eb (६२५ ।20(' 
४ AbbIAI ॥.18 (५ ४॥६ 198 1018 ४॥|।8॥ dbpilab! 
| ४०४ 200 (०२७३) Uys  2yb ub Ua ph ph 
[8श906 12 [२३४ b ALAIN BlbIDIn ४#0%७॥8 [ep 


| 14008 है bb pb [५७ bile DBIIDAK ॥ bile 
(4008 है ०५ YE ७ fle 081४४ 8 (७७ dalle | 


(है lel 20006 kb ६३५ 1200७ 
वि 92७ 12०0४ 10 B 2yB ub umf pd ph 


| # 20018 ॥:॥6 (६ bite 1७७9 INE 2108५ ७0३ | - 


शुक्ल | है (३80 fb 2108 802) ४०%७॥४ Up 
| £1/5810 2 ke BB [> bile Bebe ७ bile belie 


080५ 22 | 20८०७ | 


St} 00 
= 090५0 Lb 


SZ 


| है ॥28| PIDAK kb bab Dita 


=o 

vl OSEL | 0[४0%| 5; | 0५0 

जज ea 
sl bE: 


wma) eT TOT, दिनांक 77 मई 2024S राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024 2511 


भाग 1 


0%0%] Wales PSERSII Let ina 12१०४ i = 


— 


Lb | 0४04 6b | Abbasi) ib °B | Aleiagbp | 
es १४० 22 | auenusfa | ivf) 20-60 | 
+— at earned (ed 


9 090%] €2 


“तीस पतन 


0100%| 02 


(& 


जम emasmiaitaen Screens 
के pbb 119 है 2) 4b UesB pA एक 
| है ४ ४५ Bb ip ble 70॥0॥ B bts 


et ॥४०७॥ | Aebiepp | 2 | 


102७ | 120॥% | es || 


hl bis | 0क 
i bit] 1७ bir} on | 


12 Web} BIDAK kb [३५% pple 
(fe ALAIN blfe (& hf Boa IB afloD ISH ५४।४९| 
| islet bib ७७७३) Unis 8 afb feb weal pd pd 
Hebi | है IPE ॥ 21५०0 8९७५ ४०७७॥४ [& 
का है be Yb Yb bile ४९|॥॥४४ B ble Libbb 


|g Wed) 2138 1७ (३७ bigia 


[भाग 1 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024 


2512 


ke iB [795० obogecbe indie ip ann 
७ Q है yr uA 90 ॥88[90:10 12 Werabie | 
(ge Init 2121012 [818 है Lio  ॥1) ६४ [4810-२४ 
[2४ है ४४ Gb kb bls 20२० है bile bib 


00१05] 60| 0४0५७ ob 5310॥ [91 | 


12 00 [छ INB (8098: 0108000॥ 19180 


जा 


i ०७०९] 80 | OO) 8 | AbbIOIS 


K 
| 
| 
4 
| 
ue | € |S 
finwiah |Z 


\ Hpbyh ibys हे 215 Yb 180 ४0 109०९ 
है be ke BP kb (68 22॥0% Be bile 1 | 
i2 ॥क Wp ms apie 0108]80:७ 19४४७ 
७४ +॥०8७ 1५0३ 8 ab ip 109 pA dre 
है जे एफ हट (७ pile DeIIDAK ( 16 bikDp 


sal 0५0५] 60 | ( 


bile | 0% 


| te bits | Ob 


1 1018 AlblaébP (9101 (31% ॥६ 12|॥४९[1९ 191४६ 
(Ge 8 ly है. ab ४ Ua Ph 1॥80[शि-8 
|B we be Bb | bie /20|॥)॥ B bite bike 


090५] 21 


[10४७2 11-12 


0४०७| OZ | 2३३: le 01212 | Alb aLisf 


= 


bb 


Ipafiel Pi} _ 2016 | OL 


| 


080%| 02 ! NEA 
* OleOw] 9; | 0४0%| 22] 2 भीम | 6 
oO er बग्गग्_ग्ग्न्गगाण न 2 ; अब — oon जा 
090%| ZL | 0४04९] 0८ appl 3०४४६ |. 8 


0४0५] vl | 0180%| Sz 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024 2513 


भाग 1] 


[elle ७ hl कट IMB 29॥0 bib) # ७ हि 
| @ toll है dele ४४ IMB bling) Ohoghedbie 19४18 
Ke ४४२७ ॥1७ ४ ab fb laf pd 18९|७1७ 
Lae SNR । e abIINp] ६ 
‘ — 74 0४0९] FL | 0(४0%| 91 208180॥8 | “४6102 | 310०1 8 || 
गिल ela ६ 2080७ aaa a 
‘Ulta (> Biff 1७9 IMB 29॥08| bibl plbblls 
| की 1७ है [२७ > IMB 2४0०१ Ohowpeokie unaBie 
ue >0७॥ mi Bay ६० ual ph शुक्धि 8 | 
‘Unt ४७ Bb (७ bite DpUDak है bie 1६७३४ 0S] 001 0७०४| Z| 0४0७ 8॥ | 908206 | pied] — abbuas} | 
| | 10७ 6 25 Ee 
9112 ३1 : 
Ribble (0४०८९) (0७0५) 
near Bh ph | 
प्र 1679010 | bit B bits | lb bik है | 1218 ble bib | as 
0008 Doha 90 pub) | & ७६ | 28०४ | tite ७७७७ | poypar 1७ lt | 1७ bite & 
-. 13228 ७४०६ 
| | | कै 
12 Up [8 IMB jain Ohopliedbie 1911९ 
Kb bpbalh fn B es ७ कि ७0 Ip|fMin 
रे eb 
| ९ be Gb ele eID K ४ Ele belle v0 009 | 000७६ ४६ | 000७] or | Publ} | Ybam| — 1008 | 9 
जज can’ aa ६0 009 | Oo} OZ | 080४] 9६ | »//-18%] uae | es 
(३५० ७०४ ७७४७ OholgtedEte 19181 ह आओ — 
७४ Epbyh 119 8 2y5 [७ lief ७0 1३९७७ 
है हे bb Bb fb bile Belk ७ bie Lipp 4b] 005८ | 0७06] 9 | 0४0%| se) ४ ICANT | 


254... घखध्ध्यप्रदेशराजपत्र दिनांक 7 eee = भाग1_ 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024 


2514 


।३ 08:७४ Ula 1७५६ Die ४ 
200 ॥216 (७ bli Bee IAB 20॥08| belize} 17७1५ 
| है FLD है (ple [& 1018 3४॥0१७| Ohowledbie 1918९ 
We २४७४ 10७ ऐ 2yb ७ uf ph ॥९शि- 
| ela be BS छ gle boleh B bite Lipp 


- 


0७०५] 2६ 


३ 28५५ ४0७ may agin ४ ४५७४ | 


Behe रह, 
(8 be 2 [४ ble 28०४ ete pe | 


2 ूँ 000; 
se 0002 


०७४५७ ६0|- 


12 28०७ Hue 18९ ७७॥७ ४ ।७०७७ | ~ 
(ble & kik ४४७ IMB dblinb| $४0॥8९| ४-४ | 
12 BI है (71 (# IMB 2०॥०९| Ohopliedble 19181 
गज ee oe 
[ia be BP kb kite 10॥४४ B ble bikbe 


090५] OF 


0५0%| ध्ट 


| है 2९॥2४॥ Utley Leb) 120|॥6-६ 
| Pale 118 (& ४1६ Dee 1018 20॥08| ebb) 10010 
|B बे है [ple bb 118 2900९ 0108|27०1९ Inafie 
bee Pe kw pf pa ९१०४५ 


0४0५] LL 


ti (b@ QD © bile 20॥9 B bile bine 


1g 10% BEA ॥०० 18018 & 1000 (७0६ है 


0॥0%| OF 


2515 


000! | 0४0५ .90 


$ ७० ct 0008७ | 1] 


0४0९] ६; 


ioe Etna ak eats 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024 


भाग 1] 


मे 80 ben ie 22092 0६ 
KD 
eae 

Se a 
Daigle 20 (ee ar oe 


ae) eer 91७0५ Li. 


09040 €% 


ous 


Gris 1७ bite 


_ RPHISP bibs 


in 


00S 0|४04०| OL 080०५ 91 


2 bib 3 0४७ Wb 108 apunp) ofomuedkie 1७४१७ 
[७४ pbs ip 8; 2९६ yb 1818 pd ७७1७ ak 
[Mele #% GQ 2 bite 00॥२४ छे bite bulebp 200] | 1५ Leb | 


[भाग 1 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024 


2516 


89088 Lin) 81७ APE 


है wba 1४०७ ०38) 048 ४७) Ba 


fate 1७०७४ pia #8 (४३२७ BUY BeBe € 1५४७४ ७९, 1० (४४०६ BN (६६३७ (७)४३/०३॥8 1018 
Re i ea Ne 


a 


| 22|॥%४ IMB rae (puis (ee Ma Bie | 
|W 10०8७ 1णु @ aS ke 1000 ७0 186[)4-10 
[2 (४2 bh Bild #०५%३॥९ lo (-10७/॥8 


BEB bb BD Whip 120|॥०४ ७ bile 11080 
ri 191४8 kb ६ 


able yp ६२७ ॥०७॥8 4 1-8 | 


——_—— 


[bartels 1821-७1 


ननज्ग्जौ 
\ 
rm 


0४0५७] SL] =, 


0098 | ०७०%| ४१0 
60 0022 | 0४०५%॥ | 0 


न दिल | 12081 4) 


भाग 1] ST IT, दिनांक 7 मई 224... ST 
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं 
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर 
जबलपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2024 MPJS Cadre 
क्र. बी-986-तीन-10-42-75-(अशोकनगर-ईशागढ़).- उच्च S. 78025, where Nameofthe Periodina 
न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक बी-4134, दिनांक 22.6.2023, No. Link Courtis Officerand month for which 
जहाँ तक कि उसका संबंध व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) की to be held designation Link Court is to 
sigan न्यायालय ईशागढ़ (जिला अशोकनगर) के संचालन से है, District) Pensa 
को एतदद्वारा निरस्त किया जाता है. a) - ६) (3 (4) 
No. : B-986-IlI-10-42-75 (Ashoknagar- : Gea 8 140 न antes 
Ishagarh).- High Court Notification No. B-4134, to the Court of I 
dated 22nd June 2023, so far as it relates to holding Civil Judge Junior 
link Court of Civil Judge (Senior Division) at Division, Junnardeo 
Ishagarh (District Ashoknagar), is hereby stands = mnie 
cancelled. 2. Bichhua 5 Sachin Jain Last Week 
(Chhindwara) _ (Jr.), Civil Judge of the 
जबलपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2024 Senior Division, Month 
Sausar 
क्र. बी-1011-तीन-10-42-75- valet यह निर्देशित किया 
जाता है कि निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक (3) में वर्णित 3. Shahgarh = ShriAshish Kumar 1 Days 
न्यायाधीशगण अपनी पदस्थापना के स्थान के अतिरिक्त कॉलम (Sagar) Mathoriya, II Civil 
क्रमांक (2) में वर्णित स्थान पर प्रत्येक माह में कॉलमं क्रमांक (4) हद आ 
में दर्शित अवधि के लिये श्रंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु = 
बैठक करेंगे. 4. Malthone Shri Sachendra 15 Days 
(Sagar) Kumar Bhadkariya, 
No. : B-1011-ITI-10-42-75.- The Judges named I Civil Judge Senior 
in the column no. (3) of the following table is Division, Khurai 
hereby directed to hold sitting at place mentioned 
in the column no. (2) of the table in addition to his 5. Pachmarhi — Shri Manish ais 03 Days 
place of posting for the period mentioned in col- (Narmadapuram) — Pareek, II Civil 
umn no. (4) for holding link Court. कक ecu 
Division, Pipariya 
MPHJS Cadre 
S. Places, where Nameofthe Period ina Go Mansaya oe a miabore, Tey: 
No. Link Courtis Officerand month for which Roe) ES SS cy or 
to be held designation Link Court is to Division Rene 
istrict) be held 7. Nepanagar Shri Guruvendra One day ina 
(1) (2 (2 (4) (8 urhanpur) Kumar Hurmade, week 
1. Vijayraghogarh Shri Kailash 10 days गा Civil Judge 
(Katni) Narayan Ahirwar,II (from 215! to Junior Division, 
District & Additional 30th of every Burhanpur 
Sessions Judge, month) 
Katni By order of Hon'ble Chief Justice, 
2. Nainpur Shri Vivekanand 10 days 
(Mandla) _ Trivedi, IV District RITURAJ SINGH CHOUHAN, REGISTRAR 


& Additional 
Sessions Judge, 
Mandla 


(istrict Establishment), 


2518 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024 


[ भाग 1 


Jabalpur the 14th April 2024 


No. A-2939.- Vide Notification No. ECI/PN/23/ 
2024, dated 16th March 2024 of the Election 
Commission of India, Lok Sabha Election 2024 
has been declared for various constituencies of 
Madhya Pradesh. In pursurance thereof, 
Government of Madhya Pradesh, General 
Administration Department, Bhopal has issued 
Notification No. 3-03-2019-1-4, dated 26th 
March 2024, declaring public holiday in the — vari- 
ous Lok Sabha constituencies of Madhya Pradesh. 


Vide circular no. D-488, dated 22nd January 
2015 issued by High Court of Madhya Pradesh, 
all the Principal District Judges have been 
authorised to issue a notification for declaring 
holiday for their respective districts/area which 
goes for poll on account of Lok Sabha, Vidhan 
Sabha, Local Bodies, Muncipal Election etc. In 
Compliance of the above circular, Principal Dis- 
trict Judges of the respective district have declared 
public holiday on the date of polling for the courts 
falling under their jurisdiction, within the respec- 
tive constituency of the Lok Sabha. 


Hence, in partial modification of Registry 
Notification No. C-1526 dated 8th February2024, 
Hon'ble Chief Justice has been pleased to declare 
20th July 2024 (Saturday) as a court working day 
for the District Judiciary in lieu of the holiday so 
declared by the Principal District Judges on 
account of Lok Sabha election for their respective 
district/area. 


By order of Hon'ble Chief Justice, 


MANOJ KUMAR SHRIVASTAVA, 
Registrar General. 


जबलपुर, दिनांक 3 मई 2024 


क्र. ७-3392-दो-2-2-2023.- श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दिनांक 6 से 41 मार्च 2024 
तक, छ: दिवस का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 12 मार्च से 16 
अप्रैल 2024 तक, छत्तीस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया 
जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात्‌ में दिनांक 17 अप्रैल 2024 
के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है. 


अवकाश से लौटने पर श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं 
सत्र न्यायाधीश, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है. 


कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी 
दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. 


प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार 
अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद 
पर कार्यरत रहते. 


क्र. &-3394-दो-3--21-2021.- श्री रविन्दर सिंह, प्रधान 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को दिनांक 20 से 22 मई 2024 
तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ 
ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 एवं 19 मई 2024 के तथा 
अवकाश के पश्चात्‌ में दिनांक 23 मई 2024 के सार्वजनिक 
अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है. 


अवकाश से लौटने पर श्री रविन्दर सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुन: पदस्थापित किया जाता है. 


अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी 
दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. 


प्रमाणित किया जाता है कि श्री रविन्दर सिंह, उपरोक्तानुसार 
अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद 
पर कार्यरत रहते, 


क्र. ७-3396-दो-2--33-2023.- श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 6 से 8 मई 2024 
तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. 


अवकाश से लौटने पर श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं 
सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है. 


अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी 
दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. 


प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार 
अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद 
पर कार्यरत रहते. 


क्र. 8-1387-दो-2-82-2023.- श्री अजय कांत पाण्डेय, 
प्रधान न्यायाधीश, BEI न्यायालय, बालाघाट को दिनांक 20 से 22 
मई 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता 
है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 एवं 19 मई 2024 के 
तथा अवकाश के पश्चात्‌ में दिनांक 23 मई 2023 के सार्वजनिक 
अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है. 


अवकाश से लौटने पर श्री अजय कांत पाण्डेय, प्रधान 
न्यायाधीश, BEI न्यायालय, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित 
किया जाता है. 


भाग 1 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 47 मई 2024 2519 


अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी 
दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. 


प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय कांत पाण्डेय, 
उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद 
पर कार्यरत रहते. 


क्र. C-3737-@1-2-32-2018.— श्री दीपेश तिवारी, प्रधान 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को दिनांक 15 से 16 अप्रैल 
2024 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. 
साथ ही अवकाश के पश्चात्‌ में दिनांक 17 अप्रैल 2024 के 
सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है. 


अवकाश से लौटने पर श्री दीपेश तिवारी, प्रधान जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है. 


कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी 
दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. 


प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपेश तिवारी, उपरोक्तानुसार 
अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद 
पर कार्यरत रहते. 


क्र. (-3735-दो-2-31-2023.- श्री विजय सिंह कावछा, तृतीय 
अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय जबलपुर को दिनांक 
2 से 13 अप्रैल 2024 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत 
किया जाता है. 


अवकाश से लौटने पर श्री विजय सिंह कावछा, तृतीय अतिरिक्त 
प्रधान न्यायाधीश, HEI न्यायालय जबलपुर को जबलपुर पुनः 
पदस्थापित किया जाता है. 


अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी 
दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. 


प्रमाणित किया जाता है कि श्री विजय सिंह कावछा, उपरोक्तानुसार 
अवकाश पर नहीं जाते तो तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के 
पद पर कार्यरत रहते. 


क्र. 0-3739-दो-2-.65-2018:- श्री सुनील कुमार जैन, प्रधान 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को दिनांक 18 से 19 अप्रैल 
2024 तक, दो दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया 
जाता है तथा दिनांक 18 से 27 अप्रैल 2024 तक, दस दिन का 
अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व 
में दिनांक 17 अप्रैल 2024 के तथा अवकाश के पश्चात्‌ में दिनांक 
28 अप्रैल 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की 
अनुमति प्रदान की जाती है. 


अवकाश से लौटने पर श्री सुनील कुमार जैन, प्रधान जिला एवं 
सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया 
जाता है. ; 


अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी 
दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. 


प्रमाणित किया जाती है कि श्री सुनील कुमार जैन, उपरोक्तानुसार 
अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद 
पर कार्यरत रहते. 


क्र. 0-3741-दो-2-55-2017.-- सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को दिनांक 13 से 17 मई 2024 
तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ 
ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 मई 2024 के तथा अवकाश के 
पश्चात्‌ में दिनांक 18 एवं 19 मई 2024 के सार्वजनिक अवकाश 
का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है. 


अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं 
सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है. 


अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी 
दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. 


प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीना आशापुरे,उपरोक्‍्तानुसार 
अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद 
पर कार्यरत रहतीं. 


क्र. 0-3743-दो-2-56-2021.--श्रीमती सविता सिंह, तत्कालीन 
प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्‍्यायांलय, देवास वर्तमान में अतिरिक्त 
प्रधान न्यायाधीश, BET न्यायालय, ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, 
विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश 
क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 
के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 31 अक्टूबर 2019 से 30 
अक्टूबर 2021 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस 
के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की 
स्वीकृति प्रदान की जाती है. 


क्र. 0-3745-दो-2--55-2021.- श्रीमती सविता सिंह, अतिरिक्त 
प्रधान न्यायाधीश, BET न्यायालय, ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, 
विधि और विधायी कांर्य विभाग भोपाल के आदेश 
क्रमांक-3-(ए)19--03--इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 
के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 31 अक्टूबर 2021 से 30 
अक्टूबर 2023 तक, 02 वर्ष की ब्लाक अवधि क॑ लिए 30 दिवस 
के अर्जित अवकाश का नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की 
स्वीकृति प्रदान की जाती है. 


2520 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024 


[ भाग 1 


क्र. 0-3747-दो-2-35-2023.-- श्री संजीव पाण्डेय, प्रधान 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को दिनांक 29 अप्रैल से 4 मई 
2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. 
साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 28 अप्रैल 2024 के सार्वजनिक 
अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है. 


अवकाश से लौटने पर श्री संजीव पाण्डेय, प्रधान जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश, सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है. 


अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी 
दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व 
मिलता था. 


प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव पाण्डेय, उपरोक्तानुसार 
अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद 
पर कार्यरत रहते. ' 


क्र. 0-3749-दो-2--47-2022.-- श्रीमती तृप्ति शर्मा, प्रधान 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को दिनांक 20 मई से 3 जून 
2024 तक, पन्द्रह दिन का संतान पालन अवकाश (Child Care 
Leave) अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश दिनांक 
18 मई से 3 जून 2024 तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति 
प्रदान की जाती है. 


अंवकाश से लौटने पर श्रीमती तृप्ति शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश, हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है. 


संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) अवकाशकाल में 
उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें 
अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. 


प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती तृप्ति शर्मा, उपरोक्तानुसार 
अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद 
पर कार्यरत रहतीं. 


माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, 
यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी. 


